द७१ 
शिक्षा-प्रणाती 





लेखक 


एस० डी० ज़फ़र 
एम० एस-सी०, एल० टी 


किताब महल इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण, १६४थ ' 


प्रकाशक :--किताब महल, ५६-ए, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद ' 
मुद्रक :- रामशरण अग्रवाल, प्रगति प्रेस, इलाहाबाद 


भूमिका 


यह युस्तक हमारे प्रान्त की नई शिक्षा के परिवतनों को दृष्टि में 
रखते हुए नामलः स्कूलों और इन्टरमीडियेट कालेजों के विद्यार्थियों फे 
लिये लिखी गई है । इसके श्रतिरिक्त इससे वह सज्जन भी लाभ उठा 
सकते हैं जिन्होंने शिक्षा के ट्रनिद्ग कालेज में शिक्षा तो नहीं पाई सगर 
जिन्हें शिक्ष। विधयक समस्याओं से रुचि है | 
हमारी राष्ट्रभाषा में ऐसी पुस्तकों का अत्यन्त श्रभाव है. जो 
शिक्षा-सिद्धान्तों को मनोविज्ञान के रूप में एक स्वंसाधारण भाषा सें 
व्यक्त कर सके । आशा की जाती है कि यह छोटी सी पुस्तक इस कमी 
की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील ग्रमाणित होगी । इसमें शिक्षा सिद्धान्तों 
के अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा, कक्षा तथा पाठशालाओं का प्रबन्ध और 
अनुशासन के अतिरिक्त देश में शिक्षा की अवस्था का संक्षिप्त सा 
इतिहास भी अंकित है ताकि यह पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से अध्यापकों के 
लिए लाभप्रद हो सके | इसके अतिरिक्त वर्घा स्कीम, बुनियादी शिक्षा 
ओर यू० पी० में शिक्षा कार्य-क्रम पर भी प्रकाश डाला गया है, जो 
आशा है लाभप्रद प्रमाणित होगा | 


इस पुस्तक में वही पारिभाषिक शब्द प्रयोग किये गये हैं जो 
लेखक ने अपनी पहिली पुस्तक “शिक्षक मनोविज्ञान” में प्रयोग किये 
हैं। आशा की जाती है कि यह पुस्तक भी विद्यार्थियों और अध्यापकों 
में आदर की दृष्टि से देखी जायगी | 


२ बँक रोड, रा 
इलाहाबाद | | ० 8]७ ज़फ़र 


विषय-सूची 


अध्याय विपय 
१--शिक्षा ओर उसके उद्देश्य 
२-- शिक्षा-प्रवन्ध 
“३--बच्चा और कक्षा 
०“ड-शिक्षक और शिष्य 
४-शिक्षा का दाज्य-वियय 
“ ६---शिक्षा-द्विधि 
७--शिक्षा के उपाव 
८-वबच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ 
६--शिक्षा की अन्य उपयोगी वस्तुये' 
१०-- पाठ की तैयारी 
११--विशभिन्न प्रकार की शिक्षाये 
१२--भारतवष में देहाती शिक्षा 
१३--बुनियादी शिक्षा 
१४--अध्यापक ओर स्वास्थ्य विज्ञान 
१५--वच्चों का संगठन 


क़्क्षा कर 


अध्याय २ 


शिक्षा ओर उसके उद्द श्य 


प्रति दिन हम शिक्षा के सम्बन्ध में इतनी बातें कहते और सुनते हैं 
कि हम इस बात की ओर ध्यान भी नहीं देते कि आखिर शिक्षा है 
क्या चीज़ ! “शिक्षा पर देश ओर धार्मिक उन्नति निभर है” | “अच्छी 
शिक्षा से बच्चे देश के गौरव बन सकते हैं?। “अच्छी शिक्षा किसी 
देश की दशा जानने की कसौटी है |” यह और इसी प्रकार के अनेकों 
तरह के वाक्य हम आये दिन सुनते रहते हैं। मगर कभी आपने यह 
भरी सोचा कि शिक्षा है क्‍या ! उसके उद्देश्य क्या हैं ? उसके प्राप्त करने 
के उपाय क्या हैं ! शिक्षा देनेवाले (शिक्षक) के कतव्य क्या हैं ? ओर 
शिक्षा प्राप्त करनेवाले (शिष्य) से शिक्षक अपने परिश्रम का सुन्दर 
परिणाम किस प्रकार प्राप्त कर सकता है !? 


शिक्षा--इंगलेड के प्रसिद्ध लेखक और अन्वेषक_ एडीसन नामक 
सजन ने शिक्षा के विषय में लिखा है : मैं समझता हूँ कि बिना शिक्षा 
के मनुष्य की आत्मा खान से निकले हुए एक संगमरमर के टुकड़े... 
को तरह है। जिस तरह संगमरमर का भद्दा टुकड़ा अपने अन्दर की चमत्कारी 
विशेषताओं का प्रकाशन नहीं कर सकता जब तक कि पत्थरकट 
(संगतराश) उसमें रोगन चढ़ाकर चमक-दमक पैदा कर के उसके रंग- 
रूप को न निखार दे, उसको सुडोल न बना दे, उसको कोई आकार 
न दे दे, उसमें भावों की सुकुमारता न उत्पन्न कर दे और उससे 
रंग रेशों को सामने न ले आये | इसी तरह जब शिक्षा एक 
सजन हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है तो उन सब परोक्ष 
विशेषताओं और अच्छी बातों को सामने ले आती है जो शिक्षा 


२ शिक्षा-शास्त्र 


जैसी सहायता के बिना प्रकट न हो सक्कती थीं |* उपम्ा किसी सीमा 
तक ठीक है लेकिन बिलकुल ठीक समझ लेना नादानी है। 
क्ररण यह है कि अगर पःथर के टुकड़े को उसी अवस्था में छोड़ दिया 
जाय तो उसकी दशा में कोई परिवतन न होगा | इसके प्रतिकूल यदि 
मनुष्य के बच्चे को यों ही रहने दिया जाय ओर उसको शिक्षा न दी 
त्राय तों भी वह अपनी पूव अवस्था पर स्थिर न रह सकेगा, बल्कि वह 
समय के साथ-साथ बढ़ता जायगा | वह अपने आस-पास के लोगों से 
बाली सीख लेगा, सम्यता के नियम सीख लेगा ओर बहुत सी दूसरी 
बातें सीख लेगा | अर्थात्‌ उसका वातावरण उसकी सहायता करेगा और 
वह कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर ग्राम कर लेगा | दुसरे शब्दों में हम यह कह 
सकते हैं कि यदि मनुष्य के बच्चे को हम नियमानुसार शिक्षा न भी दें 
तो प्रकृति स्वयं उसका शिक्षा दे देगी। लेकिन यह शिक्षा अधरी होगी। 
इससे वह चमत्कार, वह विशेषता न उत्पन्न होगी जो नियम के साथ 
शिक्षा देने पर हा सकती है। । 
रूसो और शिक्षा--रूसो ( ि०प्र&59&प ) फ्रांस में एक बहुत 
बड़ा शिक्षा-शात्त्री हुआ है। शिक्षा के विषय में उसकी सम्मति यह थी 
कि शुरू में बच्चा शिक्षा के बंधनों से स्वतंत्र रक्खा जाय अर्थात्‌ उसको 
उसीक़ी दशा पर छोड़ दिया जाय तो अच्छा है। इस अवस्था में 
प्रकृति उसको स्वयं शिक्षा दे देगी । वह कहता था कि माता, पिता ओर 
शिक्षक वच्चां को शिक्षा के सिलसिले में इतनी त्रटियाँ करते हैं कि उससे 
अच्छा तो यह है कि बच्चे को शिक्षा ही न दी जाय और बारह बरस 
की आयु तक उसके जी में जो आये उसे करने दिया जाय | हाँ, उस 
के कपड़े-लत्ता की, उसके रहन-सहन की और उसकी रक्षा का उत्तर- 
दायित्व माता-पिता के ऊपर रहे | सम्भव है रूसो की सम्मति कुछ लोगों: 


+ क्राण्या€: 98677 ए2--४8 प&४प०७ & फ्/+-- 
श0568, 7. | 


; शिक्षा और उसके उद्दृश्य ३, 


को अच्छी मालूम दो लेकिन यूदि उसकों सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
हमें मालूम होगा कि बच्चे को बिलकुल उसी के ऊपर छोड देना 
सरासर नादानी है | बच्चा अपने वातावरण से बहुत कुछ अवश्य 
सीख लेगा | लेकिन आजकल मनोविज्ञान का समय है और मनोविज्ञान 
की दृष्टि से यह प्रयोग सरासर गल्लत हैं। मनोविज्ञान हमको बताता है 
कि जब तक बच्चे की प्राकृतिक प्रबृत्तियों को और उसकी दूसरी मानसिक 
प्रवृत्तियों को विकसित न किया जाय और उनको उचित रीति से अच्छे 
मार्गों पर न लगा दिया जाय, उठ समय तक बच्चा ठीक तरह से शिक्षा 
प्राम नहीं कर सकेगा | 
आपने शायद वह कहानी सुनी हो कि किस तरह एक मनुष्य के 
बच्चे को एक रीछ ने पाला था और किस तरह मनुष्य के इस बच्चे ने 
बडा होकर शअ्रपने साथी रीछों की सब बातें सीख ली थीं ; यहाँ तक कि 
वह जानवरों की तरह हाथों और पैरों के बल चलता था ; इनकी त-ह 
ही बोलता था; वैसे ही जंगली फल वगैरह भी खाता था ओर उसी 
प्रकार की आवाज़ भी निकालता था। आकार-अप्रकार में वह मनुष्य 
की तरह था मगर और सब वातें जानवरों जैसी, विशेषत: रीछों जैसी 
थीं। इस कहानी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वातावरण का 
कितना अधिक ग्रमाव हमारे ऊपर ओर विशेष रूप से बच्चों पर पड़ता 
है | शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वातावरण के प्रभावों में उचित 
परिवर्तन करे ताकि बच्चा आगामी जीवन को सफलंतापूवंक व्यतीत 
कर सके | 
शिक्षा की परिभाषा-इंगलेंड के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री प्रोफेसर 
जे, जे. फिन्‍्डले ( 3. ठ, #५४१]99 ) ने शिक्षा की परिभाषा इन 
शब्दों में को हेः-- 
“ज्ञाति के बड़ी आयु वाले सजन जो परिवार, राजनीति, धार्मिक 
और दूसरी संस्थाओं में संगठित होते हैं, उठती हुईं जाति की शुभ 
। मना के इच्छुक होते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बह कुछ 


के 


शिक्षा-शास्त्र * 


बुद्धिविषयक प्रभावों को प्रयोग में लाते हैं, ओर यह प्रभाव सम्यता और 
वातावरण के उन अटल प्रभावों के अलावा प्रयोग में लाये जाते हैं जो 
कि सभी मनुष्यों के जीवन पर लागू होते हैं। इन विशेष प्रभावों 
को शिक्षा कहते हैं; और जो लोग इन प्रभावों को काम में लाते 
हैं (चाहे पेशे के लिहाज़ से, चाहे ओर किसी रूप में ) वह शिक्षक कह- 
लाते हैं। जो शिक्षा के प्रभावों को ग्रहण करते हैं उनको विद्यार्थी 
कहते हे | १9 

इसके पूव कि हम शिक्षा की कोई विशेष रूप से परिभाषा करें 
अच्छा होगा कि हम कुछ और विद्वानों के विचार यहाँ उद्घृत 
कर दे। प्रसिद्ध शिक्षा-वेत्ता स्पेस्‍्सर ( 8[0970097 ) शिक्षा की परि- 
भाषा इस प्रकार करते हैं: “शिक्षा का श्रथं है आन्तरिक दशा को 
चाह्य अवस्था से सम्बन्धित कराना ?। भारतवर्ष के प्रसिद्ध हिन्दू 
शाख्रवेत्ता स्वामी शंकराचाय ने शिक्षा की परिभाषा यों की है: “सा 
विद्या या ब्रह्मग॒तिप्रदा” अर्थात्‌ शिक्षा वह चीज़ है जिससे पूर्ण आत्मि- 
कता का अनुभव हो जाय | इसी प्रकार उदू के महाकवि श्री इकबाल 
के अनुसार शिक्षा वह साधन है जिससे भनुष्य अपनी “ खुदी' था 
अपनी आत्मिकता को उच्च बना सके; अतएव आप लिखते हैं:-- 

“ख़ुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ, 
कि मुश्ते खाक में पेदा हा आतिशे हमा सोज्ञ |” 

इसका अथ यह है कि यदि आप चाहते हैं कि मुट्ठी भर खाक 
में दुनिया को जला कर राख कर देनेवाली आग पैदा हो जाय तो यह 
बात व्यक्तित्व की शिक्षा पर निर्भर है। 

उल्लिखित परिभाषाओं से मालूम होगा कि शिक्षा की परिभाषा 
करना असम्भव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य हैे। एक विद्वान का यह 
कथन कितना सत्य है कि वास्तव में शिक्षा वह चीज़ है जिससे मनुष्य 
शिक्षित हो जाय । प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक दाशंनिक, प्रत्येक शिक्षा-शात्त्री 


का सूत्र अपने-अपने विचारों के अनुसार निभाने का प्रयत्न करता है और 
/ 


हा 


शिक्षा और उसके उद्देश्य बे 


दुसरे उस पर हृदयहीन हो ऋुर कठु आलोचना करते हैं। यथा में 
शिक्षा की कोई सामयिक और सरल परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है | 
प्रान्तीय शिक्षा विभाग के मूतपूर्व डाइरेक़्टर ए० एच० मैकेजी साहब 
ने एक समय शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा था कि “शिक्षा 
कोई भौतिक पदाथ नहीं है। उसे हम गज़ से नहीं नाप सकते, 
न वराजू में बाटों से तौल सकते हैं, न किसी बोतल में बन्द कर 
सकते हैं ओर न किसी दीवार पर लटका सकते हैं। यह नाम है 
मानसिक शक्तियों से मानसिक शक्तियों के और आत्मा से आत्मा के 
मेल का। यह नाम है सच्चाई का, सुन्दरता और वास्तविकता का जो 
कि हमारे विद्यार्थियों के हृदय में जायत होती है, उनके विचारों में प्रकट 
होती है ओर उनके जीवन का अंग बन जाती है |” 

तात्पय यह कि शिक्षा की परिभाषा करना प्रत्येक दशा में गूढ़ 
विपय है | फिर नी कुछ यबातें हम ऐसी बता सकते हैं कि जो सभी 
: परिभाषाश्रों में सम्मिलित हैं। बच्चे की बुद्धि श्रोर उसका मस्तिष्क 
छिपी हुई शक्तियों का कोप होता है जो उसे पैत्रिक सम्पत्ति के रूप 
में मिलता है या जिसे वह अपने वातावरण से और दूसरे लोगों के 
सम्बन्ध से प्राप्त करता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्राकृ- 
तिक प्रव्नत्तियों को ऐसे अवसर दिये जायें जिनसे वह विकसित हो सके ओर 
विकास कों प्राप्त होकर बच्चे के लिए लाभप्रद बन सके | यह काम 
शिक्षा कर सकती है। इस तरह शिक्षा नाम है “एक प्रयोग का जिसमे 
मनुष्य का जीवन उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक बीतता है। 
आर यह ऐसा प्रयोग है कि इससे वह धीरे-धीरे विभिन्न रीतियों से 
अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आत्मिक वातावरण से सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है ।?* साधारणत: हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा उन विशेष 
प्रभावों का नाम है जो किसी जाति के बड़ी आयु वाले मनुष्य अपने 





*8/60/70076- शिनं5090]98 ० ए0प०७४४०४, 7. 4. 


इ शिक्षा-शास्त्र 


बच्चों पर डालते हैं, जिनके द्वारा वह समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त 
कर सकते हैं| 

. शिक्षा का उद्दे श्य--शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न कालों में ओर 
विभिन्न देशों में विभिन्न रहा है। बल्कि यों कहना अ्रच्छा होगा कि 
प्रत्येक जाति और प्रत्येक धरम ने विभिन्न कालों में शिक्षा के साधन 
ओर उद्देश्य अलग-अलग रबखे हैं। पुराने समय में भारत में शिक्षा 
का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना था और नवयुवकों को ब्रह्मचारी 
बनाना था ताकि वह अपने सन पर ओर अपने व्यक्तित्व पर अधिकार 
रख सके। पुराने यूनान में नवयुवकों को शिक्षा इसलिए दी जाती 
थी क़िवेशञ्पने चरित्र का सुन्दर आदर्श समाज के सामने उद्घृत कर 
सह । इसी प्रकार प्राचीन रूम साम्राज्य में बच्चे इसीलिये शिक्षा प्राप्त 
करते थे कि वह बहादुरी की कला में समयोवित निपुणता प्राप्त कर 
सके | हिटलर के समय में जम॑नी की शिक्षा का उद्देश्य नाज़ी सिपाही पैदा 
करना और युद्ध-विद्या में निपुण बनाना था ताकि वह शांति को संसार 
से नष्ट कर दें, लोकतंत्र की धज्जयाँ उड़ा दें और जर्मनी का आधिपत्य : 
मारे संतार में स्थापित कर दें | इसके प्रतेकूल अंग्रेज़ों की शिक्षा यह 
रही है कि उनके नौजवान लोकतंत्र और सच्चाई के पोषक और देश के 
गौरवपूर्ण भक्त बन सके | दुभग्य से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के समय से अरब तक शिक्षा का उद्देश्य यह रहा है कि ब्रिटिश 
सरकार के दफ्तरों के लिए और राज्य की व्यवस्था को चालू रखने के 
लिए पढ़े-लिखे नोकरों ओर अफसरों की बहुतायत हो जाथ | मगर श्रब 
जब कि देश स्वतन्च्र हो गया है हमारे शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन 
होना, आवश्यक है। हमें बच्चों को शिक्ष/ इसलिए देनी है कि वह 
भारतमाता के गव की वस्तु बन सके। वह साम्प्रदाध्रिकता और 
संकुचित भावों से दूर रह सके, सच्चाई और ईमानदारी की सम्पत्ति से 
मालामाल हो सके ओर उनके व्यक्तित्व की सारी विशेषतायें शिक्षा 
दारा निखरकर देश और जाति की सेवा का असीम कोष एकत्र कर 


शिक्षा और उसके उद्देश्य ७ 


सके | तात्पय यह है क्रि प्रत्येक देश में और प्रत्येक समय में शिक्षा के 
उद्देश्य अलग रहे हैं | 

शिक्षा के डउद श्य को महत्ता तथा विश्वव्यापकता--लेकिन 
या शिक्षा कोई व्यापक ओर मुख्य उद्देश्य रखनेधाला साधन नहीं 
है ! हर काल में संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा के सिद्धान्त बताये 
हैँ और उनका सदा प्रयत्ञ रहा है कि राजनीतिक या शिक्षा की संस्थायें 
बच्चों को ऐसे उद्देश्यों के सम्बन्ध में शिक्षा द॑ कि शिक्षा के उद्दश्य की 
उपयोगिता और विश्वव्यापकता में अन्तर न आने पाये | हरव< स्पेन्सर 
'(ल०79७76 5967087) ने शिक्षा का उद्देश्य यह वताया है कि 
“शिक्षा बच्चों को आगामी पूण-जीवन के लिए तैयार करती है |? स्पष्ट 
है कि यह परिभाषा बहुत कुछ यथाथंवादी है। कारण यह है कि 
आगामी जीवन को स्पष्ट रूष में समझाने की आवश्यकता है। कुछ 
लोग यह कहते हैँ कि शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बच्चा बड़ा होकर 
अपनी रोज़ीं कमा सके | यह परिभाषा भी ठीक नहीं है । अशिक्षित और 
अमनम्य जातियाँ भी किसी न किसी तरह अपनी जीविका कमाती ही हैं, 
फिर शिक्षा को प्रणाली से कया लाभ ? कुछ लोगों का विचार है कि 
शिक्षा से मनुध्य ज्ञान के भण्डार से मालामाल होता है जिसको वजह 
' से वह परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेता है और योग्यता के साथ 
सफल होकर संतार में अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इस परिभाषा 
को भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो अपूरणता दृष्टिगोचर होगी | अगर 
यह मान भी लिया जाय कि परीक्षा में योग्यता के साथ सफलता प्राप्त 
'कर ली जाय तो क्या इसका अथ यह है कि इस “शिक्षित? नवयुवक 
में वह सब सुन्दर विज्येपताये होंगी जो एक मनुष्य का समाज, जाति या 
संस्था म॑ ओर देश में प्रमुख बना देती हैं | 

सर टी० पी० नन को राय--लन्दन यूनीवर्सिटी में शिक्षा के 
अतिद्ध प्रोफेसर सर टी० पी० नन ( 95% 3. 7. 'िग्रत्तत0 ) 
शिक्षा का उद्देश्य यह बताते हैं कि शिक्षा का मुख्य काम बच्चे के 


प्र शिक्षा-शास्त्र 


व्यक्तित्व को विकसित करना है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना 
चाहिए | बच्चे को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिये कि उसकी सब 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियाँ एक सूत्र में शिक्षित और पुष्ट हो 
जाये और इस तरह उसके पूण व्यक्तित्व को सुन्दर रीति से आदर्श 
बनने का पूरा-पूरा अवसर मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि 
शिक्षा से बच्चा अपने व्यक्तित्व को समझ सके | उसमें यह समभने की: 
शक्ति पैदा हो जाय कि उसका व्यक्तित्व समाज के लिए ज़रूरी है और 
वह अपनी काय-प्रणाली से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज 
के लिए एक आदश बन सके | 
अंग्र ज़ी ओर अमरीकी रायें--सम्भव है कुछ सज्जन सर टी०. 
पी० नन के विचारों से सहमत न हों लेकिन वास्तव में बात यह है कि- 
आधुनिक काल में इस परिभाषा को बहुत कुछ गौरव प्राप्त है| 
अमरीका में व्यक्तित्व की अ्रपेक्षा समाज को अधिक महत्ता प्रदान 
की गईं हे। वहाँ के शिक्षा-शास््रियों का विचार है कि शिक्षा 
का उद्देश्य यह होना चाहिये कि बच्चा स्वयं अपने को समाज का एक 
अंश समझते हुए ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे समाज की आवश्यकता 
और उद्देश्य की पूर्ति होती हो। यहाँ हमें अंग्रेज़ी और अमरीकी 
शिक्षा-शास्त्रियों के विचारों की तुलनात्मक विवेचना करना अभीष्ट नहीं 
है ।इन देशों में शिक्षा का पद वहुत उच्च है। दोनों ने संसार की सम्यता 
में आदर्श-वृद्धि की है। यदि रुच पूछिये तो यह दोनों देश, सभ्यता, 
कला, अच्छा व्यवसाय ओर आदर-योग्य शासन-प्रबन्ध के पोषक 
हैं।एक के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए. व्यक्तित्व का 
पालन करना है तो दूसरे का उद्देश्य यह है कि बच्चे को समाज- 
हा सज्जन पुरुष बनाया जाय। मतलव यह है कि दोनों समाज की 
उन्नत ओर उसकी भलाई के लिए शिक्षा की आवश्यकता अन भवः 
करते हैं। १ 
शिक्षा के उद्दश्य और भारतवर्ष--भारतीय सम्यता में शिक्षा को * 


शिक्षा और उसके उद्देश्य ९: 


सदैव एक विशेष स्थान ग्रात दृद्या है। शिक्षा मनुष्य को न केवल समाज 
के लिए तैयार करती थी बल्कि उसकों धार्मिक और आध्यात्मिक पार्ठों' 
से प्र म, उत्कंठा, दया, साहस, सन्‍्तोंष, अहिंसा और ईश्वरीय मय 
इत्यादि व्यावहारिक बातें भी सिखाती थी। अंग्रेज़ी राज्य में शिक्षा 
का यह उद्दृश्य हमार देश म॑ समाप्त हों गया। अंग्रेज़ी शिक्षा ने 
भारतवासियों को धम-च्युत कर दिया और वह नीतिशात्र के पाठ 
जो प्राचीन शिक्षा हमार नवयुवकों को देती थी समाप्त कर दिये। 
अतएव भारतीय सभ्यता अवनति की ओर क्रुक गई | 

इस दशा को दृष्टि में रखते हुए देश में आधुनिक समय में 
अंग्रेज़ी शिक्षा के विरुद्ध सवसाधारण में वेचैनी होने लगी थी। प्राय. 
देश के पथ-प्रदशकों ने व्यक्तिगत रूप से देश में कहीं-कहीं ऐसी शिक्षा«- 
संस्थायें नियुक्त की थीं जिनमें पूर्वी ओर पश्चिमी सम्यताओं के मेल- 
जोल को दृष्टि में रखा गया और जहाँ पश्चिमी शिक्षा के साथ पूर्वी 
शिक्षा भी दी गई | मगर यह संस्थायें जैसा कि वर्णन किया जा चुका 
है व्यक्तितत रूप रखती थीं। सरकारी सहायता इन संस्थाओं को या 
तो मिलती ही नहीं थी या अगर मिलती भी थी तो बहुत कम । ओर 
सरकारी सहायता ओर सहानुभूति के अभाव में इन संस्थाओं को उचित 
पद प्राप्त न होना प्राकृतिक बात थी | राजनीतिक विचारधारा के साथ- 
साथ देश में इस बात की भों विशेष आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
कि शिक्षा का दृष्टिकोण बिलकुल बदल दिया जाय और ऐसी शिक्षा: 
देश में प्रचलित की जाय जो राष्ट्रीय शिक्षा कहलाई जा सके | अतएव 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के कुडु शिक्षा-शात्तरियों ने एक नया 
शिक्षा-सिद्धान्त बनाया जो वर्धा-स्क्रीम के नाम से प्रसिद्ध है। वर्धा-- 
स्क्रीम में शिक्षा के तिद्धान्तों के निरूपण के विरुद्ध अनेकों आलों- 
चनायें की गई और बताया गया कि आजकल शिक्षा का ढाँचा 
गलत सिद्धान्तों पर बनाया गया है, इसका उद्देश्य गलत है। इसी 
कारण से पूरे शिक्षण-सिद्धान्त कमज़ोर नींव पर आधारित हैं| अर्थात्‌ 


१० शिक्षा-शास्त्र 


भारतवपष्र में शिक्षा का ध्येय यह नहीं होन[ चाहिये कि बच्चा पढ़ लिख 
कर केवल नोकरी करने ओर दफ़्तरों में अपनी जगह द्व ढ़ने के योग्य बन 
जाय बल्कि उसका ध्येय यह होना चाहिये कि बच्चा शिक्षित होकर न 
केवल देश व राष्ट्र के लिये लाभप्रद बन सके बल्कि मनुष्य जाति के 
लिए मनुष्यता का एक आदश्श नमूना बन सके | यह उद्देश्य केबल उसी 
“समय प्राप्त हो सकता है जब कि बच्चा सांसारिक और शारीरिक शिक्षा 
के साथ-साथ आत्मिक शिक्षा भी प्राप्त करे | 
युक्त प्रान्त की बुनियादी शिक्षा--वर्धा-स्कीम-शिक्षा सन्‌ १६३७ 
ई० में प्रचलित की गई थी | इसके वाद ही भारतवष के बहुत से प्रान्तों ने 
इस शिक्षा-प्रवन्ध के आधोन अपने-अपने शिक्षा के दष्टि-कोणों को बदल 
दिया | अतएवं सन्‌ १६३६ ई० म॑ हमारे सूबे में भी खान बहादुर डाक्टर 
इबादुरहमान व आचाय॑ नरेन्द्रदेव के संरक्षण में वर्तमान शिक्षा-पद्धति सें 
उचित परिवर्तन करने के लिये और शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने के 
लिए एक कमेटी नियुक्त की गई जिसने सूबे के प्राइमरी और सेकेन्ड्री 
शिक्षा के वियय में अन्वेषण किये और अपनी राये सरकार को बताई । 
'इन रायों के आधार पर आजकल प्रान्त में अंग्रेज़ी और दूसरे स्कूलों 
में शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा को “बुनियादी शिक्षा” कहते हैं । 
यह वर्धा स्क्रीम से किन बातों में मिलती है ओर किन में नहीं इसका वर्णन 
आगे आयेगा | इस समय इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है 
कि बुनियादी शिक्षा का निर्माण शिक्षा के किन उद्देश्यों को सामने रख 
कर किया गया ओर क्यों ! आइये | आप इसको स्वयं डाक्टर साहब के 
शब्दों में सुनिये | कमेटी की रिपोट के पृष्ठ ११ पर लिखा है--- 
“““'छोटे बच्चों के मस्तिष्क पर इस बात का चिह्न बना देना 
चाहिये कि रुच्चे प्रजातंत्र का सम्बन्ध स्वतंत्रता, न्यायपरायणता, शिक्षा 
और शान्ति से है| आप कोई भी शिक्षा-सिद्धान्त निर्धारित करें हमें इन 
उद्द श्यों को सदैव सामने रख कर काम करना होगा | हमें अपने बच्चों 
को प्रजाराज्य खतंत्रता, उत्तरदायित्व और एकता-स्थापन के लिए 


शिक्षा ओर उसके उद्देश्य श्र 


सुव्यवस्थित कर देना है। जो शिक्षा हम अपने यहाँ के स्कूलों में प्रचलित 
करें वह बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को, उनकी सुन्दर अवस्थाओं 
को और उनकी विधायकता को विकसित करे |” 


तात्पय॑ यह कि बच्चे की प्रवृत्ति को सामने रखते हुए परिवार 
या समाज या शासन उसके वातावरण में और उसके विचारों में उचित 
रूप से परिवर्तन करा सकते हैं ; ऐसे परिवर्तन जो उसकी शारीरिक और 
मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित कर सके, जो उसको 
अशिक्षा, अधार्मिकता और असमाजिकता से रोक सके और उसको 
मनुष्बता का एक आदर्श नमूना बना सके। यही वास्तविक शिक्षा है । 
शिक्षा का उदेश्य यह होना चाहिये कि हमारे नवयुवक अपने व्यक्तित्व 
'का विकास समुचित ढंग से .कर रुके । वह राष्ट्र और समाज की गौर्वप्रद 
विभूतियाँ बन सके | वह इस योग्य बन सके कि अपने देशवासियों के 
साथ अपना जीवन प्रेम और एकता, गम्भीरता और सहनशीलता से 
व्यतीत कर सके | रा 


शिक्षा और निर्दंष--प्रायः कुछु सज्जन शिक्षा और निर्देय को एक 
ही प्रयोग समभतें हैं। यह सरासर गलती है | शिक्षा एक विस्तृत प्रयोग 
का नाम है जो बच्चे की प्राकृतिक शक्तियों को शिक्षित करती है। और 
उसके व्यक्तित्व को विकसित करके उसको देश ओर जाति के लिए 
गौरव और अभिमान के योग्य बना देती है। “निरदंष” (786#- 
४०७६07) में हम बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं; उसको बुरे कामों से 
रोक कर अच्छे कामों का उत्साह उत्पन्न करते हैं। उसे प्राय: कामों 
में अभ्यास करना सिखाते हैं। इस तरह निदंष वास्तव में शिक्षा का 
एक भाग है। स्कूल में हम आम तोर पर बच्चों को निर्देपों द्वारा कोई 
'न कोई विषय सिखा सकते हैं| इस तरह देखने में स्कूल सिखाने या 
निर्देय करने का काम करता है कि नहीं, यह बात नहीं है। स्कूल 
में बातें सिखाने के साथ-साथ बच्चे की मानसिक शक्तियों का पोषण किया 


१२ शिक्षा-शास्त्र 


जाता है ओर उसके चरित्र को बनाने की, क्रिया प्रयोग में आती है ॥ 
स्कूल के यह दोनों काम मिलकर शिक्षा को पूर्ण करते हैं । 


अरने 


१--शिक्षा से कया तात्पयये समझते हो ? “शिक्षा की परिभाषा. 
एक अग्राप्य वस्तु है” क्या तुम इस विचार से सहमत हो 
यदि नहीं, तो क्‍यों ? संक्षेप में लिखो । 

२--शिक्षा का उद्द श्य यह है कि वह बच्चों की प्राकृतिक ग्रवृ त्तियों: 
को, उनकी अन्वेषणात्मक शक्ति को, विधायकता की विक सेत 
कर दे |” इसकी संक्षेप में विवेचना कीजिये | 

३--आपके विचार में कोन-कोन सी बातों पर शिक्षा के विभिन्नः 
उदह श्यों की पूति निभर है ? (सी० टी०) 

४--“बच्चा एक खनिज पदाथ के रूप में है।” इस मत पर संक्षिप्त 
विवेचना कीजिये और दिखाइये कि किस तरह यह विचार 
शिक्षा के उद्द श्यों पर प्रकाश डालता है। [सी० टी०, 
पतल्र० टी०] 

५--तुस्हारे विचार में शिक्षा के उद्द श्य क्या होने चाहिये ? 
हमारी वतमान शिक्षा इन उद्द श्यों को कहाँ तक पूरा करती 
हे? (नामल) 

६-- हमारी शिक्षा का उद्द श्य यह होना चाहिये कि हम व्यक्तिगत 
योग्यता को ऐसे कार्यों में काम में लायें जो समाजी महत्व 
रखते हों? इस बात के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त विवेचना 
कीजिये | [एल० टी०] 

७--आजकल “शिक्षा का उद्द श्य” का विषय क्‍यों इतना गहन 
विषय समझा जाता है ! कुछ ऐसे उद्देश्यों पर विवेचना 
ओर आलोचना कीजिये जिनको आजकल माना जाता हे 
और जिनका पक्ष लिया जाता है। [टी० एल०] 


शिक्षा ओर उसके उद्देश्य १३ 


प्य--शिक्षा का मुख्य उद श्य बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित 
करना है | इस मंत पर अपने विचार प्रगठ कजिये | 

£--शिक्षा और निर्दंष में कया अन्तर है ? “निर्देष तो केवल शिक्षा 
देने का एक साधन है |” इस बात पर संक्षिप्त सी विवेचना 
कीजिये । 

2०--“मैं शिक्षा को एक ऐसा प्रबंध सममता हूँ जिस पर राष्ट्र 
की नींव आधारित होती है |? डाक्टर ताराचन्द की इस राय 
की व्याख्या कीजिये । 


अध्याय २ 


शिक्षा-प्रचन्ध 


वतमान शिक्षा-प्रबन्ध पर दृष्टि डालने से पहिले अच्छा तो यह 
होगा कि हम प्राचीन काल के भारतीय शिक्षा-प्रबन्ध पर एक सरसरा 
नज़र डाले | प्रार्चान काल में शिक्षा का सम्बन्ध प्रायः कुछ विद्वानों से 
होता था जिनको गुरु, पंडितनी या मोलवी साहब कहा करते 
ग्रे । वह सज्जन अपने शिष्यों को अधिकतर धार्मिक शिक्षा देते थे ओर. 
इसी शिक्षा के साथ-साथ उनको मातृ-भाषा, हिसाव-किताब और 
दूसरे विषय भी सिखाते थे | शिक्षक का पद माता-पिता के पद से भी 
बढ़कर समझा जाता था । शिक्षा-विधि साधारणतः व्यक्तिगत रूप में 
थी। अमीरों के बच्चों के लिये अलग-अलग शिक्षक होते ही थे। इस्केः 
अतिरिक्त गरीबों के बच्चे भी इस प्रकार शिक्षा ग्राप्त करते थे कि एक 
बार में एक ही बच्चा शिक्षक के पास आकर पाठ सुनाता था ओर 
नया पाठ पढ़ता था। इस समय में शिक्षा एक निजी और परिवार 
के किस्म की चीज़ समझी जाती थी। शिक्षक को अपने शिष्यों के. 
साथ रहना पड़ता था; उनसे बातें करते हुए और उनकी बातें सुनते हुए, 
उनका निरीक्षण करते हुये ओर स्वयं निरीक्षण में आते हुये उनका 
साहस बढ़ाते हुए और प्रशंसा करते हुए, घुकड़ते-भिड़कर्त हुए 
और दण्ड' देते हुए; चू कि इस समय तक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
जीवकोपाजन न था| यह सम्भवतः: था अव्यवहारिक मगर अधिक 
वैज्ञानिक ढंग विना, यह कायविधि विना किसी प्रकार की रुकावटों के 
प्रन्‍जित रही। “/* इस प्रकार से प्राचीन समय की शिक्ष[-प्रणाली व्यक्ति- 


अनलन्‍्न्‍की अ«ूक टन भी 


“उह्तुधढााक | 46 608४० 0 वशतांक, 7, 5 


शिक्षा-प्रबन्ध १३" 


गत रूप रखती थी। शिक्षा फु या तो सरकारी अधिकार होता ही न 
था या अगर होता भी था तो बहुत कम | सरकारी संरक्षता उसको: 
अवश्य ग्रात हाती थी मगर यह न होता था कि यह शिक्षा किसी मुख्य 
सरकारी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के लिए दी जाती हो | यदि इसका: 
कोई उद्देश्य होता था तो केवल यही कि विद्यार्थियों में धार्मिक भावना 

उत्पन्न हो। वह परिश्रम, सच्चाई, सन्‍्तोष, संलग्नता और साहस के आदर्श 
बन ओर इस तरह समाज के लिए गौरव वन सकें | 


अभाग्यवश अंग्र ज्ञी शासन के समय में शिक्षा का उद्देश्य कुछ 
से कुछ हो गया | अतएव इसी उद्देश्य को सामने रखकर शिक्षा की 
मशीन चालू कर दी गई जिसका परिणाम यह हुआ क्रि प्राचीन 
शिक्षा को पीछे ढकेल दिया. गया और अंग्रेजी शिक्षा ने दफ़्तर के 
लिये क्‍लकों! की तो भरमार कर दी लेकिन उसी के साथ-साथ 
आत्मीयता और उच्चादर्श हमार नवयुवकों से छीन लिये जो कि उनके. 
विशेष गुण थे | 

इसी कारण से देश में अंग्रज़ी शिक्षा के विरुद्ध तेज्ञ आवाज़ 
उठाई गई ओर स्थान स्थान पर प्राय: भारतीय शिक्षा-वेत्ताओं ने कुछ 
संस्थायें ऐसी स्थापित की जिनमें अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ प्राचीन 
शिक्षा को भी महत्वपूण स्थान प्रात हुआ | अध्यापक विद्यार्थियों के 
पवित्र सम्बन्ध को फिर कायम किया गया और जीविकोपाजन ही शिक्षा 
का उद्देश्य नहीं माना गया | बल्कि इस बात का प्रयत्न किया गया कि 
शिक्षा द्वारा बच्चे की उन सभी विशेषताओं को ओर शक्तियों को 
इस प्रकार से निखारा जाय कि वह देश और राष्ट्र के लिए गौरवशाली 
बन सके | इन्हीं संस्थाओं में शान्ति निकेतन, गुरुकुल, जामयेमिलिया 
इस्लामिया इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं | 

सन्‌ १६३७ ई० में देश के सामने वर्धघा-स्कीम आई जो महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में जाकिर हुसेन कमेटी ने निरूपत की थी। यह इस बात 


"१६ शिक्षा-शास्त्र 


का सब-प्रथम प्रयत्न है कि भारत ऐसे विशाल देश में एक राष्ट्रीय 
"शिक्षा का ग्रबन्ध देश के समक्ष रक्खा जाय | इस स्कीम को देश ने 
हाथों हाथ लिया ओर विभिन्न सूबों ने इसको अपनाने के प्रोग्राम 
बनाये लेकिन इन कोशिशों में सब से ज्यादा सफलता युक्त प्रान्त 
को मिली | यहाँ डाक्टर इबादुरहमान खाँ के नेतृत्व में वर्धा-स्कीम 
में उचित संशोधन किये गये ओर प्रत्येक रूप में स्क्रीम की भावना वही 
रही | फिर भी प्रयोगिक दृष्टिकोण से उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवतन 
करके उस पर प्रयोग किये गये और पूरे ६ साल के कठिन परिश्रम 
के वाद पूरे यूबे में एक विस्तृत रूप में प्रचलित कर दी गई | प्रयोग 
निरीक्षण ओर परिणाम से प्रान्तीय शिक्षा विभाग ने इस योजना को 
वसिक एजूकेशन या बुनियादी शिक्षा का नाम दिया । 

यहाँ पर बेसिक एजूकेशन की अच्छौइयों पर विवेचन करना 
उद्देश्य नहीं है। किसी दुसरे अध्याय में इस पर विवेचना की जायगी | 
अभी तो यह बताना ही अभीष्ट हे कि हमार शिक्षा-प्रबन्ध की बागडोर 
किन बुनियादों पर आधारित की गईं है | अब तक जो अंग्रेजी शिक्षा 
' प्रचलित रही है, उसमें बच्चे को बेबस बनाकर शिक्षा और कला के चारों 
तरफ़ उसे मानो नचा दिया गया था। परन्तु अब कुछ दूसरा स्वरूप 
हो गया है। इसमें बच्चों को केन्द्र बनाया गया और उनके चारों 
ओर सब विषय चक्कर करने लगे। इसी कारण से शिक्षा की मशीन में 
भी उचित मगर महत्त्ववूण परिवतन हो गये हैं। 

यहीं एक ओर बात का बताना अनुचित न होगा | हमारी शिक्षा 
को मशीन बहुत कुछ बदल चुकी है लेकिन संसार का दूसरा भयानक 
महासुद्ध समाप्त होने और देश को स्वतंत्रता मिल जाने के बाद देश में 
दूसरे महत्त्वपूण परिवतनों के साथ हमारे शिक्षा-प्रबन्ध में भी महत्त्वपूर्ण 
परिवतन हो रहे हैं। नये शिक्षा-प्रबन्ध में बच्चे को सबसे अधिक महत्ता 
प्राप्त हे। यह शिक्षा पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा कही जा सकती है। 
इससे पूरी पूरी कोशिश की गई है कि बच्चे की विशेषताओं को “ 

न्‍ 


रत 


शिक्षा-प्रबन्ध १७ 


“नेखार कर सामने ले आये तरुकि वह उनकी सहायता से उन्नति की 
ओर तेज़ी से बढ़ सके | 
शिक्षा ओर शासन--वतमान समय के प्रत्येक स भय देश में 

शिक्षा ओर शासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध है। यह वात मान ली 
गई है कि जब तक शासन शिक्षा-प्रवन्ध का संरक्षक नहीं बनेगा शिक्षा 
को उन्नति नहीं हो सकती | अब प्रश्न यह है कि शासन के कतव्य्‌ 
क्‍या हूँ ! सबसे पहला काम शासन का यह है कि लड़के ओर लड़कियों 
के लिए उचित पाठशालायें स्थापित करे । यह पाठशालाय हर प्रकार 
की ओर आवश्यकता के अनुसार हों | दूसरा कतव्य यह है कि एक 
निर्धारित आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवाय बना दे 
ताकि शिक्षा से लाभ उठाने का अवसर अपद माता-पिता तक को 
मिल सके | शासन का तीसरा काम यह है कि वह शिक्षा में खर्च के 
लिए घन दे या उचित उपाय काम में लाय | चौथा काम यह है कि 
शिक्षा पर परोक्ष रूप से अधिकार रक्‍्खे और शिक्षा-तंस्थाओं की देख- 
भाल करे। अन्त में शासन का पाँचवाँ काम यह है कि बच्चों को 
शिक्षा देने के लिए योग्य अध्यापक खोजे और उनको शिक्षा की कला 
सें निपुण करे | 

. उहाँ इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि शासन के कतव्यों 
की सूची मात्र से यह न समझ लेना चाहिये कि शिक्षा की उन्नति वस 
शासन पर ही निर्भर है| यह अवश्य है कि शासन एक नेतृत्व का 
पाट अदा करता है | मगर उस की महत्ता ऐसी ही है जैसी मकान 
के लिए इंट, चूना और गारे की | इन चीज़ों के होते हुए सी सुन्दर 
अवन निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि एक कुशल राजगीर मन लग - 
कर भवन निर्माण न करे | विलकुल इसी तरह शासन की सहायता व 
'संरक्षता प्राप्त होते हुए भी शिक्षा-प्रबन्ध की नीवें कमज़ोर हो सकती हैं 
जब तक कि शिक्षक अपने करतंव्यों को मन से, सच्चाई से और रुचि के 
शा न पूरा करें | द 


श्र ' शिक्षा-शास्त्र 


बच्चा ओर घर-वतमान काह के शिक्षा-शास्त्रियों का सबे- 
सम्मति से यह निशय है कि कोई शिक्षा प्रबन्ध उस समय तेक सफल 
नहीं हों सकता जब तक कि पाठशाला और घर में समानता न हो | 
अर्थात्‌ पाठशाला के कामों में ओर घर के जीवन में जब तक 
समानता न पाई जायगी कोई शिक्षा-सम्बन्धी प्रोग्राम (कायक्रम) 
सफल नहीं हो सकता। प्राचीन काल में भी यही सिद्धान्त माना जाता 
था ओर अब भी तमाम शिक्षा-सिद्धान्त इसी बात पर ज़ोर देते हैं। 
अतएव वतमान वेसिक एजूकेशन में भी यही सिद्धान्त माना गया है । 

बच्चे की शिक्षा में उतका घर और उसका वातावरण बहुत कुछ 
भाग लेते हैं। अगर दो विभिन्न घरों के बच्चों को एक ही पाठशाला की 
एक ही कक्षा में एक ही अध्यापकों से शिक्षा दिलाई जाय तो हो. 
सकता है कि दोनों बच्चों के स्वभाव ओर आचरण में, उनकी भाषा 
और बातचीत में, उनके रहन-सहन और दूसरी बहुत सी बातों में 
जमीन-आसमान का अन्तर हो | हो सकता है कि एक लड़का रुच्चाई 
और ईमानदारी, परिश्रम ओर संलग्नता इत्यादि विशेताओं से परिपूरएं 
हो, लेकिन दूसरा उसके बिलकुल विपरीत हो | इसी तरह यह भी हो 
सकता है कि एक लड़के की बोली बिलकुल साफ हो और 
सम्भापण अच्छा हो ओर दूसरे लड़के में. यह गुण न हों | इन असमान- 
ताओं का कारण दोनों बच्चों के घर हैं| बच्चा जो घर में देखता, 
सुनता और अनुभव करता है वही बातें सीख लेता है और 
इन्हों सीखी हुईं बातों को लेकर वह स्कूल में प्रवेश करता है। अ्रतएव 
इन बातों के दृढ़ प्रभाव उसमें मौजूद रहते हैं और वही बराबर उसके 
चरित्र पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। 


अगर छोटा बच्चा घर पर अच्छी शिक्षा-द्वीक्षा प्राप्त करता है तो 
उस पर स्कूल की शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम 
देगा। अगर बच्चे का बचपन बुरे वातावरण में व्यतीत हुआ है तो 


हा 


शिक्ञा-प्रबन्ध श्र 


बहुत सी बुर्रा बातें उसके मस्तिष्क में घर कर लेंगी ओर स्कूल से उसको 
बहुत कम लाम होगा | 

बच्चों को घर पर उचित शिक्षा-दीक्षा देना माता-पिता का अत्यन्त 
आवश्यक कतव्य है। ननन्‍हें-नन्‍्हें बच्चों को स्कूलों में ( जिनको 
नरसरी स्कूल कहते हैं ) प्रवेश करा देना चाहिये | दुर्भाग्य से हमारे 
देश में ऐसे स्कूलों की इतनी कमी है कि वेन होने के बराबर हैं; 
झतएव एक तरफ़ हमारे वच्चों को घर पर अनुकूल दोक्षा नहीं मिलती, 
दूसरी तरफ़ उनको नरसरी स्कूलों को शिक्षा नहीं होती | 

युक्त प्रान्‍्त का शिक्षा-प्रवन्ध--हमारा शिक्षा-प्रवत्थ अब तक 
बड़ी इचातानी में रहा है। अंग्रेजी शिक्षालयों में जो शिक्षा थी 
वह भारतीय शिक्षालयों की 'शिक्षा से भिन्न थी। अतएव अंग्रर्जी 
शिक्षालय से एऐंग्लो हिन्दोस्तानी और देहाती पाठशालाये हिन्दुस्तानी 
स्कूल कहलाते थे । इन्हीं पाठशालाओं को एऐग्लो व्नाक्‍्यूलर और 
वर्नाक्यूलर स्कूल कहते थे | यह शिक्षा प्रबन्ध कुछ इस तरह का था: -- 

-( वर्नाक्यूलर )-वाल कक्षा--प्राइमरी--लोॉअर मिडिल- क्लका, 
दस्तकारी 
शिक्षा अध्यापको, 
| इत्यादि, 
(एग्लो वर्नाक्यूलर ) अपर प्राइमरी अपर मिट्ठिल 

हाई स्कूल 


१ 
[७] 


हा कब लेंडआ अल स्ाताक पक अत 
शिक्षा कला कोशल इंटरमीडियट 


उच्च कला कौशल युनीवर्िं 

उपरोक्त नकशे से स्पष्ट है कि वर्नाक्यूलर शिक्षा की सबसे उची 
मिडिल कक्षा थी जिसे शअ्रबः तक वर्नाक्यूलर फाइनल कक्षा 
(कहते रहे हैं| यह अन्तिम कक्षा होने के कारण विचार किया जातः 


श्ि 


२० शिक्षा-शास्त्र 


था कि वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा पास 'करने के बाद लड़के की शिक्षा 
पूर्ण हो चुकी है | परन्तु शिक्षा के फ़ैलाव के साथ साथ उदू हिन्दी 
मिद्विल पास करने के बाद ऊँची शिक्षा के लिए लड़के ए रलो वनाक्यूलर 
स्कूलों की ओर अइष्ट होने लगे | उदू हिन्दी मिडिल पास करने 
के वाद अंग्रेज़ी स्कूलों की सातवीं कक्षा में वह प्रवेश हुये और 
फिर चार साल की पढ़ाई के बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया । फिर 
या तो इस्टरमीडियट पास करके यूनीवर्सियी की शिक्षा प्राप्त कीया 
किती कला-कोशंल की संस्था में प्रवेश किया । इस शिक्षा-प्रबन्ध में जो 
खरावियाँ थी उनकों नये शिक्षा-प्रबन्ध में दूर कर दिया गया है | 
नया शिक्षा-प्रबन्ध-हमारे सूबे के नये शिक्षा-कार्यक्रम में 
विद्यार्थी-जीवन को निम्नलिखित भागों में व्िभक्त किया गया है। 
१--प्रीवेसिक या नरसरी स्कूल ( बाल कक्षा ) ( १ साल ) 
२--(अ) प्राइमरी बेसिक शिक्षा, जिसमें कक्षा १ से कक्षा & तक सम्मि- 
लित हैं। इन स्कूलों को प्राइमरी बेसिक स्कूल कहा जायगा | 
(2 साल ) 
(व) सीनियर बेसिक शिक्षा, यह तीन साल के लिए होगी | इसमें 
कक्षा ३ वा८ सम्मिलित होंगे। इन स्कूलों को जूनियर हाई 
स्कूल कहा जायगा ।( २ साल ) 
२--हायर सेकेन्ड्री शिक्षा, जिसमें नवें से बारहवों कक्षा तंक होगें। 
इन स्कूलों को हायर स्कूल कहेंगे | ( ४ साल ) 
इस प्रबन्ध की कुछ विशेषताय निम्नलिखित हैं-- 
१--बच्चे की शिक्षा का काल वतमान १४ साल की आयु से १३ साल 
कर दिया गया है | | 
२--हिन्दुस्तानी और एग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों का भेदभाव समाप्त 
कर दिया गया है | 
३--आारम्मिक वक्षाश्रों में अर्थात्‌ कक्षा १ से € तक अंग्रेजी की शिक्षा, 


ही 


शिक्षा-प्रवन्ध २१ 


न होगी | लेकिन इसके वाद उसको वैकल्पिक विषय मान लिया 

जायगा । हु | 
४--हिन्दी सभी कक्षाओं में माध्यम विषय निर्धारित किया गया है | 
पू-.जों लड़के कक्षा ८ तक अंग्रेजी न पढ़े होंगे उनके लिए ऊंची 

कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जायगा। 

(4--“हायर स्कूलों? में बहुत से अनेकों किस्म के विषय पढ़ाये 
जायेंगे | उनको निम्नलिखित स्कूलों के नाम से पुकारा जायगा। 

अर--साहित्यिक पाठशालाये ( 4./827७7"ए 580॥00]5 ) 

ब -वैज्ञानिक पाठशालाये ( 508%४70 800008 ) 

स--कला-कोशल ( (/0787प65#ए6 507005 ) 

द--आ स्कूल 

७ -एक स्कूल में एक समय 'में कई प्रकार की शिक्षाये दी जा सकेगी 
ताकि शिक्षा-प्रबन्ध को प्रजातन्त्रबाद पर निर्धारिति किया जा सके 
ओर हर प्रकार की शिक्षा एक ही पद पर लाई जा सके । 

८-वतमान हाई स्कूलों ओर इन्टरमीजियड कालेजों को नये हायर 
स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जायगा जिनमें कक्षा ६ से कक्षा 
१२ तक की पढ़ाई होगी । 

६--पूरे प्राइमरी और सेकेन्डरी शिक्षा-त्राल में तीन परीक्षा शिक्षा- 
विभाग की ओर से होंगी | एक तो जूनियर हाई स्कूल के बाद, 
दूसरी हायर स्कूल के दो साल के बाद ओर तीसरी हायर स्कूल के 
पूरे कोस के-बाद । पहिली दो परीक्षायें इच्छित होंगी। 

१०- वह बच्चे जो अपनी शिक्षा को १३ साल की आयु में छोड गे 
उनके लिए चार साल की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया हैं। 
इन वक्षाश्रों में निम्नलिखित साधारण विषयों की शिक्षा होगी। 

झ--मातृभाषा 

ब--प्रति दिन जीवनोपयोगी बातें ( जनरल नालेज ), स्त्रियों के लिए. 
पाठय-क्रम में “माँ के कतव्य” की शिक्षा भी होगी । 


शेर शिक्षा-शास्त्र 


स--मोशल स्टेडीज ( तामाजिक विषय 
द--जनरल साइन्न. ( (67878 506708 ) 
ब--फिजीकेल कल्चर ( 7॥एछा 08] (प्राप्रा8 ) 

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त दस्तकारीं की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
किया गया है। जैसे--. 

ग्रय अ--( १) चमड़े पर नक्क्रात्ती का काम (२) जिल्दसाजी (३) 
मोजा, बनेयाइन बुनना (४) मुर्गी पालना (५) फल से मुरब्बा बनाना 
(६) मधुमक्खी पालना (७) मिट्टी का काम (८) शीशा घोकना (£) 
ज्ञकड़ी का काम (१०) कागज बनाना (११) चमड़ा रंगना (१२) जूता 
बनाना (१३) ठाकरी बनाना (१४) फोटो खींचना (१९) कपड़े धोना 
(१६) रेशम के कीड़े पालना (१७) तरकारी ओर फल उगाना | 

अप ब--(१) सेवा (२) प्रसूति-गरह की शिक्षा (३) कम्पाउन्डरी 
को शिक्षा (४) दर्जी और कढ़ाई का काम (४) कातना और बुनना (६) 
दूध दही ओर मक्खन का व्यापार-डेरीफार्सिंग (७) जमीन की नाप 
करना और नकशा बनाना (८ो लकड़ी का अच्छा काम (६) सोटर के 
कल-पुर्जो का काम (१०) रंग़ताजी का काम और छुपाई (११) विजली 
ओर मशीनों का काम (१२) अनेकों प्रकार की धातुओं का काम (१३) 
आमभूपण बनाने का काम (१४) गाना । 

विद्यार्थी को अधिकार होगा कि चाहे साल में एक से अधिक 
कला कोशल का काम सीखे | प्रत्येक व के अन्त में शिक्षा-विभाग 
को ओर से सार्टीफिकट दिया जायगा कि विद्यार्थी अमुक दस्तकारी में 
अभ्यस्त है| ग्रुप ब॒ की कुछ दस्तकारियाँ एक साल से अधिक समय 
ले सकती हैं ओर ग्रूपञ्र में एक से अधिक दस्तकारियाँ एक साल में 
सौखी जा सकती हैं । 

स्री-शिक्षा--सखत्री-शिक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो लड़कों की 
शिक्षा का होगा। प्राइमरी के वेसिक स्कूलों में (अर्थात्‌ € साल से 
लेकर १० साल तक) लड़के ओर लड़कियाँ साथ शिक्षा पा सकेंगे और 


शिक्षा-प्रबन्ध 


नी 


रे 


प्रत्येक प्राश्मरी वेसिक स्कूलों में दो अ्रध्यापिकाये रक्‍्खी जायँंगी | इसके 
अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल में “पाक-शिक्षा” लड़कियों के लिए 
अनिवाय होगी | जो लड़कियों १३ साल की आयु में जूनियर हाई स्कूल 
से निकलेंगी उनके लिए (200670980907 (0055528 में ऐसे विपय 
सम्मिलित करने का प्रबन्ध किया जायगा जो उनके स्वभाव के अनुसार 
हों। इन व्रिययों में पाक-विद्या अवश्य शामिल हांगी। हाबर स्कूलों में 
ऐसे ऐसे विषय सम्मिलित होंगे जो लड़कियों के लिए उचित हैं जैसे 
पाक विद्या, गाना, आठ इत्यादि | इस श्रेणी में पाक विद्या में माँ के 
कतव्य की शिक्षा भी सम्मिलित होगी | 
शिल्पी संस्थायें--आज कल हमारे सूवे में तमाम शिष्पी दंस्थायें 
कला-विभाग व व्यवसाय के प्रवन्ध में हैं। लेकिन हमारा शिक्षा-प्रबन्ध 
उस समय तक सफल नहां हो; सकता जब तक हर प्रकार के स्कूल शिक्षा- 
विभाग की निगरानी में न हों | इस लिये अपने शिक्षा-सम्वन्धी प्रोग्राम को 
सफल बनाने के लिए हमें सूवे की शिक्पी संस्थाओं को शिक्षा-विभाग 
की संरक्षता में लेना पढ़ेगा | स्वतंत्र भारत में कल्ला-कोशल ओर व्यब- 
साय में उन्नति होगी तो हमें निपुण कलाकारों की अत्यन्त आवश्यकता 
पड़ेगी | हमें दस्तकारी के लिए ऐसे बच्चों को छाँटना पढ़ेगा जो विशेष 
प्रकार से उसमें रुचि रखते हों। इसीलिये हमारा नया शिक्षा-प्रबन्ध 
ऐसा संगठित किया गया है कि कक्षा ८ के वाद ही बच्चे की प्रवृत्ति को 
ओर उस की रुचि को देखते हुए उसे उचित शिक्षा दिलाई जाय, चाहे 
वह कला कोशल की हो या ज्ञान-बृद्धि की । 
हमारे सूबे के हायर ठेकनिकल स्कूल इंगलेन्ड के जूनियर टेकनिकल 
स्कूलों के क्रिस्स के होंगे। इनमें चार साल की शिक्षा होंगी और वह 
इस प्रकार होंगे : 
१, चमड़े की कारीगरी के उच्च शिल्पी स्कूल २. खेतीबारी को कला के स्कूल 
३, इन्जीनियरिंग के उच्च शिल्पी स्कूल ४. अथशास्त्र के उच्च शिल्पी स्कूल 
'', लकड़ी के काम के उच्च शिल्पी स्कूल | 


र्‌४ शिक्षा-शास्त्र 


इन स्कूलों से निवृत्त होकर विद्यार्थी ओर ऊँची शिल्पी संस्थाओं में: 
प्रवेश कर सकता है जिनमें दो से चार सौल तक की शिक्षा होगी | जिके ' 
कक्षाओं और स्कूलों के बाद कल्ला-कोशल की शिक्षा प्राप्त की जप 
सकेगी वह इस नकशे से भल्ी प्रकार समझ में आ सकता है। 


नरसरी स्कूल 
प्राइमरी बेसिक स्कूल 
्‌ 
बह । 
व 
५ 
पक 
रा | 
| * 
जूनियर हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल , 
है फ्‌ 
पा न्‍ ५]] 
चल प्रवेश 4 


| | 
4 | | 
| 


॥ | 
ह्वाईयर स्कूल (707#70प७४४070.._ अच्छे शिल्पी स्कूक्त 


()933695 
४ || $ कक 
है हि! हि !! टरश मर हरी 
है आह ॥8॥8॥ 0. ॥ 
है. सी है। ७9३ ] 
साधारण यूनिवर्सिटी 3शिल्पी संस्थाये 
आर ओर साइन्स हि .. या शिष्पी यूनिवर्सियी 
उच्च शिल्पी संस्थाय 


(700!ए9%820॥77 08) 


शिक्षा-प्रबन्ध 


िआ। 
क्र 


, प्रश्न 


२१-आचान समय मे शिक्षा-प्रबन्ध को इमारत धम की नींव 
पर ही अवलम्बित थी । मगर वतंमान काल में उसके ग्रति- . 
कूल है | आप इस बात पर संक्षेप में विवेचना कीजिये । 


२--अंग्र जी शिक्षा से स्पट्रवादिता, असीम साहस और हृढ 
प्रतिज्ञता इत्यादि गुण उत्पन्न होते हैं। आपको इस सम्मति 
के पक्ष या विपक्ष में क्या कहना है ! ह 
३--किसी देश या राष्ट्र का पाण्य-क्रम निर्धारित करने में शासन 
का कितना भाग होता हैं ? 
४-हमारे सूबे में जो वतंमान पाण्य-क्रम हैं उसको संक्षेप में" 
वरणन कीजिये । 
५--बेसिक एजूक्रेशन हमारे ग्रान्त में कब से प्रारम्भ हुई ? हमारे 
ग्रान्त के पाठ्य-क्रम में वह कहाँ तक सफल है ! 
$--वतमान बेसिक स्कूलों ओर पुराने प्राइमरी रुकूलों में क्‍या 
अन्तर है ? शिक्षा-विधि के किन सिद्धान्तों पर अधिक रुचि 
होने से बेमिक स्क्रूल ओर स्कूलों की अपेक्षा अच्छे सममे-. 
जाते हैं ? [नामल] 
-संक्षेप में वशुन कीजिये कि किन-किन सिद्धान्तों से स्कूल. 
ओर घर में समानता पैदा की जा सकती हैं ? 


८--युक्त प्रान्त सें प्राइमरों और सेकेन्डरी (8800790&7छ) 
शिक्षा का जो पाख्य-क्रम है उसको बताइये । (एल० टी०) 
६-न्युक्त ग्रान्त के नये पाख्य-क्रम की कुछ विशेषतायें 
बताइये । 
१०--“मातृ भाषा सें शिक्षा न देने से शिक्षा मत सी रहती है ।” ' 
मात भाषा को माध्यम बनाने के लिए हमारे ग्रान्त ने क्‍या 
'. कदम उठाया है ? 


अध्याय ३ 


बच्चा ओर कला 


बच्चा ओर मनोंविज्ञान--बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में आजकल 
मनोविज्ञान को अधिक महत्त्व प्राप्त है। मनोविज्ञान हमको बताता है 
कि बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या है। वह कोन-कोन सी प्राकृतिक 
शुक्तेयाँ पैज्रिक स्वरूप में लेकर पैदा होता है। कोन-कोन सी शक्तियाँ 
वह अपने जीवन में विभिन्न अवसरों पर प्राप्त करता है। कोन-सी 
साननिक शक्तियाँ बचपन में कमजोर होती हैं ओर कौन-सी मज़बूत | 
शिक्षा में इम किन प्राकृतिक प्रव्ृत्तियों से. सहायता ले सकते हैं ओर 
कहाँ तक | तालय॑ यह कि मनोविज्ञान हमकों बताता है कि बच्चे 
की शिक्षा में हमें किस मानसिक चेष्टा को हर समय अपनी दृष्टि 
के सामने रखना चाहिये और उसके अ्न॒सार शिक्षा देनी चाहिये। 
आजकल तो इस ज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम हिसाब 
लगा कर यह बात मालूम कर लेते हैं कि कोन सा बच्चा अपने 
मस्तिष्क के अनुसार शिक्षा के योग्य है ओर कौन सा नहीं। कोन सा. 
बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने की विशेषताय अधिक्र रखता है और 
कौन सा कम | कौन इस योग्य है कि उसको किसी हस्तकला संस्था 
मे भेजा जाय और कोन इस योग्य है कि उससे सिफ मजदूरी कराई 
जाय। इस प्रकार मनोविज्ञान ने शिक्षक ओर शिक्षालयों के काम को 
बहुत कुछ हल्का करने का प्रयत्न किया है और जो परिश्रम मन्द 
बुद्धि और अल्प बुद्धि वाले बच्चों पर निष्छस जाता था उसको बचा 
लिया है। 

मनोविज्ञान से हम बच्चे की मनोवृत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं 


हे 


बच्चा और कत्षा २७ 


जैसा कि वर्णन किया जा चुका है। इस विद्या से हम बच्चों की मानसिक 
शक्ति का अनुमान लगाने के अतिरिक्त यह मालूम कर सकते हैं कि 
कौन सी बात बच्चे को कब ओर किस तरह बताई या पढ़ाई जाय 
जिससे उसकी प्राकृतिक प्रद्धत्तियाँ काम में आ जायें और हमें अच्छे 
परिणाम प्राप्त हो सके | बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों में सबसे पहले 
ग्राकृतिक प्रवृत्ति का बणन आता है जो बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता 
है| अतएव विभिन्न प्राकृतिक प्रव्ृत्तियों का विभन्न अवसरों पर प्रयोग 
किया जा सकता है जैसे जिज्ञाता, सहानुभूति | इन सब प्राकृतिक 
पग्रवृत्तियों को शिक्षक विभिन्न अवतरों पर उचित रीतियों से काम में ला 
सकता है और बच्चे की शिक्षा के सिलतिले में अच्छी सहायता प्रास 
कर सकता है। क्‍ 

“शिक्षा का तात्पयय॑ यही है कि इन (प्राकृतिक) शक्तियों पर 
अधिकार प्रात कर लिया जाय ओर बच्चे की शक्तियों को सही मार्ग 
पर लगा दिया जाय | बुद्धिमान गुरू शिष्य के प्रत्येक काय के पीछे 
किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति को काम करते देख सकता है और यही 
उसकी सफलता की कुंजी है कि वह इस शक्ति का सही और उचित 
व्यवहार करे। यही नहीं बल्कि वह शिष्य की शक्तियों का व्यवहार करते 
हुए. ऐसी ऐसी बातें पढ़ा दे जिनकों साधारण रूप में कठिनता से 
पढ़ाया जा सकता है। जैसे शिक्ष्य को नीति-शासत्र पर शिक्षा देना 
असम्भव है | उसके समक्ष चरित्र की उच्चता और हृढता पर सम्भापण 
देना गोया भेंस के आगे वीन वज़ाना है। लेकिन यदि नीति शार्त्र 
की छोटी-छोटी बाते, जिन पर यह उच्च कोटि का भवन बनता है, 
बच्चे की प्राकृतिक शक्तियों, झुख्यत: घुणा, रक्षा, इृढ़ प्रतिज्ञा, इत्यादि 
का प्रयोग करते हुए. उचित अवसरों पर उदाहरणों द्वारा बच्चे के 


सामने रक्‍्खी जायें तो उचित परिणाम प्राम हो सकते हैं ।* 


*जफ़र -शिक्षण-मनोविज्ञान, प्रृ० ५४ 


स्प शिक्षा शास्त्र 


वेयक्तिक अथवा सामूहिक शिक्षा:-वच्चे की शिक्षा के सम्बन्धा , 
में एक प्रश्न यह यैदा होता है कि क्‍या बच्चे को वेयक्तिक रूप से शिक्षा 
दी जाय या उसे कछु ओर बच्चों के साथ सम्मिलित करके सामूहिक 
रूप से शिक्षा दी जाय| यह प्रश्न विचारणीय है। मनोविज्ञान 
बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति का निरीक्षण करता है ओर अधिकतर बच्चे 
के विषय में बताता है कि किन-किन बातों और शक्तियों का पालन 
होता है या हो सकता है। इस दशा में बच्चे की शिक्षा की सबसे 
अच्छी रीति तो यही मानी जाती है क्रि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग 
शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राचीन समय में एक-एक करके 
बच्चे शिक्षकों के पास जाते थे और पा5 लेकर फिर अपने स्थान पर 
आ बैठते थे। कुछ इसी प्रकार बच्चे की शिक्षा होनी चाहिये। अन्तर 
केवल इतना ही हो कि आजकल के शिक्षक भूतकाल के शिक्षक की 

भाँति मनोविज्ञान से अनभिज्ञ नरहें ओर बच्चे के मस्तिष्क में 
जबरदस्ती किताबी बातें (पुस्तकीय ज्ञान) न हूस दें। बल्कि वह 
बच्चों की प्रवृत्ति को सामने रखते हुए उसे बिना भय दिखाये और 
घमकाये शिक्षा की ओर प्ररित करें और इस प्रकार शिक्षा को 
उसके लिए रुचिकर बना दें। अतएव आजकल के शिक्षा-शात्त्री 
अधिकतर इसी बात पर ज़ोर देते हैं कि हमें अपनी शिक्षा-विधि' 
को ऐसा बनाना चाहिये कि बच्चा वैयक्तिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर 
सके | वह यह कहते हैं कि बच्चे,की मानसेक शक्तियों पर, उसके 
शारीरिक अंगों पर कम से कम भार पड़ना चाहिये ताकि बह सही 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विद्या रूपी धन-राशि का स्वामी 
बन सके | 

आजकल के सुयोग्य अध्यापक :उन रीतियों का प्रचार करते 
हैं जिनको “वैयक्तिक विधि? कहते हैं। इनसे तबियत पर कम से क्रम 
भार पड़ता है। स्कूल का फर्नीचर ऐसा खोजा जाता है कि जिसमें 
आवश्यकता से अधिक बच्चों को सिफ चुपचाप बैठे-बैठे सुनते रहने के 


बच्चा और कन्षा २६ 


विरुद्ध आवाज़ नहीं उठानी पड़ती है। प्राय: कक्षायें छोटे-छोटे दलों . 
में विभक्त कर दी जाती हैं ओर इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि प्रत्येक बालक को ऐसा सामान दे दिया जाता है कि वह उस समय 
उसी का होता है। ऐसा सामान जैसे कि कार्डों पर लिखे हुए अक्षर 
ओर शब्द बच्चों को दे दिये जाते हैं ताकि वह स्वयं वाक्य बना सके | 
इसके अतिरिक्त तरह तरह की गोलियाँ बच्चों में बाँठी जाती हैं ताकि 
वह प्रयोगों दवरा गिनती सीख सके | इसके अतिरिक्त हर बच्चे के पास 
लिखने ओर नकशा खींचने का सामान भी होता है। जिन शिक्षण- 
संस्थाओं में उचित फर्नीचर होता है वहाँ प्रत्येक बच्चा अपने साथ अपने 
डिब्वे भी लाता है ओर उनकों वहीं रख देता है] शिक्षक कक्षा में 
घूमता रहता है और बच्चों को आदेश देता रहता है, सहायता पहुँचाता 
है ओर उपाय सामने रखता है |* 

बच्चों को वैयक्तिक रीति से शिक्षा देने की रीति मे मैडम 
मान्ठेसोरी की शिक्षा-विधि सबसे अधिक वन करने योग्य है। इस 
शिक्षा-विधि में बच्चों को “शिक्षा की इकाई” माना गया है। बच्चों को 
खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है | वह सब काम स्वयं करते हैं और उन 
कामों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ अ्रत्यन्त सरल रीति द्वारा, 
शिक्षाप्रद खेलों द्वारा वह स्वयं पढ़ना लिखना और गिनना सीख लेते हैं 
ओर आकार प्रकार व रंगों ओर वज़नों की पहचान करना सीख 
लेते हैं ओर इस तरह अपनी इन्द्रियों को .बिना शिक्षक की सहायता 
के अपने दर्ज के दूसरे बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बिना शिक्षा 
दिये सीख लेते हैं |!?-- इस शिक्षा-विधि पर जो आलोचनायें हैं वह यह 
हैं कि बच्चों को वैयक्तिक शिक्षा दी जाती है। वह समाज के व्यावहारिक 


पहलुओं से बिलकुल मुक्त होती है । बच्चे को समाज से बिलकुल अलग 


श् 


अत ])8 8 0/7":09070 $0 ॥680772, >. 94 
४ 32/0०, ??, 94-95 


३० शिक्षा-शास्त्र 


अलग नहीं रक्खा जा सकता। उसकों,ऐसी शिक्षा की आवश्यकताः 
है कि समाज का एक सफल नागरिक बन सके, ओर यह बात उसी 
समय सम्भव है जब कि वह शिक्षा इस प्रकार प्रात करे कि सामूहिक 
रूपसे कक्षा में शिक्षा प्रात करते हुए भी वह अपने व्यक्तित्व को 
स्थिर रखे, अर्थात्‌ वह दर्ज में शिक्षा पाता रहे। लेकिन साथ ही साथ 
उसके व्यक्तित्व को आँच न आये। 

'भाउन्ठसोरी शिक्षा-विधि इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से 
स्वीकार करती है कि शिष्य (विद्यार्थी) इकाई है। चूकि जीवन एक 
सामाजिक व्यवहार का नाम है ओर स्कूल एक छोटा सा समाज है, 
आवश्यकता इस बात की है कि कुछ नियम ओर कुछ निदेशन हों, 
लेकिन इसके प्रतिकूल वहाँ न तो कोई खास टाइमटेविल होता है और 
न कक्षा होती हैं। बच्चे जो जी में आता है करते हैं ओर रीखी 
बातें उचित अवसरों पर स्वतंत्रता के साथ काम में लाते हैं |??*ं 

माउन्य्सोरी शिक्षा-विधि के अतिरिक्त ओर भी शिक्षा-विधियाँ इस 
प्रकार को हैं जिनमें बच्चों को वेयक्तिक रूप से शिक्षा दी जाती है। 
जैसे डालटन ज्ान में प्रत्येक विद्यार्थी को एक तरह से दूसरे विद्यार्थी से' 
अलग शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार डेवी की शिक्षा-विधि ने भी 
बच्चे के व्यक्तित्व को बनाये रक्‍्खा है। दूर क्‍यों जाइये, खुद हमारे देश 
में नई राष्ट्रीय शिक्षा जिसको वर्घा-स्कीम के नाम से पुकारते हैं 
बच्चे के व्यक्तित्व पर अधिक ज़ोर देती है। इन सब शिक्षा-विधियों 
का विस्तारपूवंक वर्णन आगे किया जायगा । यहाँ यह बताना अभीष्ट 
है कि बच्चे की शिक्षा की सुन्दर मनोवैज्ञानिक विधि यही है कि उसको 
शिक्षा की इकाई माना जाय। उसकी मानसिक और शारीरिक 
शक्तियों को सामने रखते हुए और समाज का ध्यान रखते हुए उसको- 

“वैपरष्का00, 5 08608 8790 मपफु+ एंपर्टल_ |] 
9/65, 29, 07-08 


बच्चा ओर कह्षा ३१- 


उचित रूप से शिक्षा दी जाय,और इस तरह उसे कक्षा में सब लडकों : 
के साथ ही पढ़ाने से किसी हद तक अलग रक्‍खा जाय | 

सामूहिक शिक्षा--मगर क्या बच्चे को सामूहिक पढ़ाई से बिल- 
कुल हो अलग रखना अच्छा होगा! क्‍या स्कूल ओर कक्षा, स्कूल 
को सामाजिक जिन्दगी और उसका सामाजिक वातावरण वच्चों की 
शिक्षा के लिये बेकार बाते हैं ? तो फिर इन संस्थाओं, इन 
मकतबों, इन पाठशालाओं, कालेजों और यूनींवर्सिटियों की क्‍या 
आवश्यकता है ! बात यह है कि इस मामले में भी हमको मनोविज्ञान 
की शरण लेनी पड़ती है। मनोविज्ञान जिस तरह बच्चे की मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए यह बताता हैं कि वच्चा किन किन 
शक्तियों का पालक है, किन किन प्राकृतिक प्रव्ृत्तियों का स्वामी 
है, किन किन स्थायी भावों को अपने अन्दर पैदा कर सकता है 
और किन किन रीतियों से शिक्षा-प्रयज्ञों द्वारा अच्छे परिणाम पा 
सकता है, इसी तरह यह ज्ञान यह भी बताता है कि यही बच्चा जब 
एक समूह का, एक कुटुम्ब का अंग बन जाता हैतो उसकी मनोंवेज्ञानिक 
प्रवृत्तियों में एक स्पष्ट अन्तर हो जाता है। एक बच्चा जिसमें समूह से 
अलग रखकर एक विशेष बात से प्रभावित होने का डर नहीं रहता जब , 
संगठित समूह का अंग बन जाता है बहुत जल्दी उसी बात को 
ग्रहण कर लेता है। कारण यह है कि समूह या गिरोह की एक विशेष 
मनोवृत्ति बन जाती है ओर इसी मनोबृत्ति के आधीन उसके कार्य: 
होते हैं| उसी तरह बच्चे की मनोवृत्ति उसके व्यक्तित्व से और उसके 
एक समूह का सदस्य होने से दो अलग अलग बातें हैं। बच्चा एक: 
समूह का सदस्य बनकर कभी कभी अपनी शक्ति से अधिक काम कर 
लेता है ओर कभी कम | इस तरह उसका व्यवहार कभी कभी उसको : 
ऊपर की ओर ले जाता है ओर कभी अवनति की ओर फेंक देता 
है। समूह की मनोवृत्ति स्वयं अलग बन जाती है ओर बच्चा इसी 

 मनोबृत्ति से प्रभावित होकर काम करता है। 


३२ शिक्षा-शास्त्र 


“सामूहिक मनोदृत्ति” एक स्थायी ज्ञान है। इस विपय पर सबसे 
पहले इंगलेंड के प्रसिद्ध मनोंविज्ञानवेत्ता मैकद्ूगल ने काम किया । 
उसने एक ब्रह्म पुस्तक भी रच डाली जिसका नाम “अ पमाइन्ड” या 
समूह का मस्तिष्क हे | इस किताब में उसने समूह की मनोंद्॒त्ति पर 
विस्तार पूवंक दल्लील के साथ विवेचना की है ओर यह बताया है कि 
किस तरह संमूह बहुत सी प्राकृतिक प्रवृत्ति और अन्त: क्षोभों से प्रभावित 
होकर अपने स्थायी भाव बनाता है ओर किस तरह समूह के सब व्यक्ति 
' एक खास लीडर के नेतृत्त्व में बढ़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम 
करने के लिए तैयार हो जाते हैं । 


समूह की मनोद्वत्ति पर पूण विवेचना करना यहाँ उपयुक्त न होगा, 
फिर भी कुछ बातें वशन कर देना आवश्यक है जिससे मालूम होगा कि 
बच्चे को सदैव अलग शिक्षा देना लाभप्रद है, फिर भी हम कक्षा ओर 
समूह की महत्ता को छोड़ नहीं सकते हैं | 


सामूहिक मनोविज्ञान--बच्चा बहुत सी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का 
पालक होता है। यह प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ प्राय: ऐसी हैं जो केवल 
समाज या समूह में ही अपना प्रभाव दिखलाती हैं जैसे कि जत्थाबन्दी 
को प्राकृतिक मनोबृत्ति को ले लीजिये। यह शक्ति बिना जत्था या समूह 
के विकसित ही नहीं हो सकती | इसी प्रकार आत्म-विश्वास ओर छोटा 
समभने की प्रवृत्ति भी बिना समूह के सम्पक में आये निरथंक हो जाती 
है | यह प्राकृतिक प्रवृत्ति उसी समय बच्चो की क्रिया में विकसित हो 
सकती है जबकि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिले जुले और उनके साथ 
काम करे | अर्थात्‌ यह प्राकृतिक प्रवृत्ति उस समय प्रगट होती है जबकि 
बच्चा एक समूह का कर्ता व्यक्ति बन जाता है| 


. जब एक ही विचार के कुछ लोग एक स्थान पर एकत्र हो जाते हे 
“तो उनका व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के प्रथकृत्त्व प्रयोग से बिलकुल भिन्न 


बच्चा ओर कक्षा ३३ 


हो जाता है| इस समूह के कार्य/ उपका प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके विचार, 
मतलब, प्रा कृत्य अपने सदस्यों की वैयक्तिक प्रयोगिक क्रिया से बिलकुल 
अलग होता है। इस तरह इसकी मनोद्त्ति बिलकुल दूसरी ही हो 
जाती है। इसी मनोंद्ृत्ति को काम में लाकर एक सुयोग्य व्यक्ति समह 
को अपने बस में कर लेता है और उससे मनचाह्य काम ले सकता 
है। इसी विद्या का ज्ञाता बनकर योग्य अध्यापक अपने समह 
को ऐसे ऐसे पाठ दे सकता है जो साधारणत: अकेले विद्यार्थी को देना 
'कठिन होता है| इस कल्ला की वदोलत देश के नेता, संस्थाओं के कार्य॑- 
क़त्त।, राजनीतिक समहों के पथ-प्रदशक, धर्म के प्रवतंक और राष्ट्रीय 
संस्थाओं के संरक्षक अपने अपने समहों में आश्चयजनक काम कर 
जाते हैं । 
प्राकृतिक शक्तियों के अतिरिक्त कुछु ओर मानसिक कार्य ऐसे हैं 
जिनमें मनृष्य की कई प्राकृतिक शक्तियाँ एक ही समय पर विकसित 
होकर एक विशेष रूप से काय करने लग जाती हैं। इस प्रयोग-विधि को 
हम “प्राकृतिक प्रदृत्तियाँ? कहते हैं। इनमें सहान भूति, जिज्ञासा, अनुकरण 
खेल आदि प्रद्ृत्तियाँ सम्मिलित हैं| सर ठी० पी० नन का विचार है 
कि मनुष्य में अनुकरण और संकेत की शक्ति इतनी अधिक होती है 
कि उसके प्रत्यक्ष ज्ञान, विचारों और कार्यो को जो नकल या अनुकरण 
के आधीन होते हैं, एक विशेष नाम से पुकारा जा सकता है| अतएव 
इसको उन्होंने अंग्रेज़ी में ( ॥(77255 ) कहा है| हम उसका अनु- 
वाद “मेड चाल” कर मसंकतें हैं। विशेषतः इस प्राकृतिक प्रवृत्ति के 
कारण समूह या वग उत्पन्न होता है। भीड़ में आप सिर्फ अनुकरण 
की प्रवृ त्त को काम में लाकर उसके सदस्प्रों से जो चाहे काम ले सकते 
हैँ | यहाँ तक कि आप सब लोगों को विवश कर सकते हैं कि वह सोने 
लगे या ठहाका मारकर हँसने लगें | 
कन्षा मे वर्याक्तक सनोवृत्ति--शिक्षा-शास्त्रियों का विचार है कि 
जहाँ तक बच्च के क्वितावी ज्ञान की शिक्षा का सम्बन्ध है, उने वैयक्तिक 
३ 


इ्ड शिक्षा-शा्त्र 


रूप से शिक्षा देना अधिक सुन्दर है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो 

भली प्रकार सुन्दर रीति से केबल कक्षा में ही शिक्षा द्वारा सिखाई जा 

सकती हैं। जैसे कल/-क्रोशल, साहित्य, नीति-विद्या, इत्यादि के. 

पाठ कक्षा में सिखाये जाय तो अच्छा है। कक्षा में सामूहिक 

मनोवृत्ति को काम में लाते हुए शिक्षक अपने विद्यार्थियों में, 

उचित अन्‍्तःक्षोम उत्पन्न कर सकता है और मज़बूत प्रद्नत्तियों की नींव 

डाल सकता हैं। यह वैवक्तिक शिक्षा में असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य 

हे ।पत्म पढ़ाते हुए पूरे दर्ज में पद्चों की सन्दरताओं को केवल अनुकरणः 

को प्राकृतिक प्रद्ृत्ति को रुह्ययता से विद्याथियों को इस तरह बताया जा 

सकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी केवल प्रसन्न ही न हों बल्कि सिर 

घुनने लगे | इसी तरह नाोति-विद्या के पाठ भी दिये जा सकते हैं । 
सामूहिक रूप से पढ़ाने के सामान्य उदृश्य-यह अनुचित न 

होगा अगर हम यहाँ कुछ ऐसे साधारण उद्दृश्यों का वर्णन करें जिनकी 

आवश्यकता शेक्षक को प्रतिदिन कक्षा को पढ़ाने में होती है। यह 

सिद्धान्त डब्तू० एम० रायवरन की पुस्तक “मनोविज्ञान और शिक्षा- 

विधि” से लिये गये हैं | 

१--जो कुछ ठुमकों पढ़ाना, है उसे अच्छी तरह समझ लो । 

२--अपने पाठ को जल्ी प्रकार चुन लो | 

३-४5 के समय “शिक्षा के उपाय”.से पूरी तरह लाम उठाओ । 

४० पूरी कक्षा को पढ़ाओ | 

* “घबराहट को पास ने फथ्कने दो ओर स्वाभाविकता को अन्त 
तक स्थायी रक़्खो | 

८-आद रखो, कक्षा को पढ़ाने की कसौटी यह है कि सब बच्चों 
काम में तल्लाीन रहें । 

७ -वच्चों के पूबज्ञान से पूरी तरह लाभ उठाओं | 

>--जहाँ प्रतिददन की बातों से सहायता मिले उनसे सहायता लो |, 

६-नियर्मा का आप भी पालन करो और बच्चों से पुलन कराओ | 


बच्चा आर कक्षा इ्प्र्‌ 


१०--सदाचरण के पालक ख्ये हो ओर बच्चों से भी उसका पालन 
कराओ | 
ु भरन 
१--खेल के मैदान में एक चारवर्पीय ओर एक दसवर्षीय बच्चे 
का दूसरे बच्चां के साथ खेलते देखिये। ध्यानपूब्रक दे खये 
कि इनके खेलों में क्या क्या अन्तर हैं | उनका वर्णन की जिये । 
२--/एक छोटे स गाँव के स्कूल के बच्चे जहाँ एक ही अध्यापक 
के आधोन कई दर्ज होते है” उन बच्चों से शन्षा में योग्य 
होते हैं जो शहर के बड़े स्कूलों में शिक्षा पाते हैं। यदि इस 
बात को ठीक मान लिया जाय तो आपके विचार सें इस 
का क्‍या कारण हो सक़ता हैं ? 
३--श्रणी-बंधन ( जमातबन्दी ) केस कहते हैं ? यह क्यों 
आवश्यक है ? बताइये क आप किन-किन सिद्धाबतों पर 
स्कूल का श्र णी-बन्धन ( जसातबन्दी ) करेंगे | 
४--सामूहिक शिक्षा को शत्त क्या हैं ? कुछ रीतियों पर विवचना 
कीजिये जो आप कक्षा में वेयक्तिक अतिकूत्तता की गुत्थी 
सुलमभाने के लिए प्रयोग करेंगे | ( रू० टी० ) 
४--बताइये वयक्तक चद्यार्थी के विषय में पूर्ण ज्ञान रखने सर 
शिक्षक को किस तरह उपराक्त काम्त मं सहायता मित्र जाता 
हे ! ( सी० टी० ) 
६--“सामूहिक शिक्षा का उद श्य आर अंत समानता है ओर इस 
तरह यह व््यातक्त क। कुचल डालता 8?!। इस ।वेचार पर 
विवेचना कीजिये और वताइये कि आप कक्षा में वेयक्तिक 
तिकूलता से किस तरह काय करने के लिए ग्रयह्न करेंग ; 
--विस्दार से सममाइये कि आप शब्द “वेयक्तिकता” से क्‍या 
, तात्पय सममते हैं ? वतमान शिक्षा किस सीमा तक वेय- 
क्तिकता के विकास में सहायता देती हैं ? ( एल० टी० ) 


अध्याय ४ 


शिक्षक ओर शिष्य 


शिक्षा कला में ट्रेनिंग की महत्ता--बच्च की शिक्षा के सम्बन्ध 
में सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा-वेधि हैं । बच्चे को किस 
तरह शिक्षा दी जाय ! वह कौन से सिद्धान्त हैं जिनकों बच्चे के 
शिक्षा-क ल में दृष्टि में रखा जाय ! शिक्षा-मनोविजश्ञान के वह कोन 
से सिद्धान्त हैं जिनकी पैरवी के बिना वच्चो की शिक्षा उसकी प्रद्त्ति 
के अनुमार नहीं हों सकती और इसलिए अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हों 
सकते ! आधुनिक काल में शिक्षा-शास्त्रियों का लगातार परिश्रम ओर 
प्रयक्ञ किन परिणामों पर पहुँचा है और प्रतिदिन प्रयोग और निरीक्षणों 
के आधार पर हम शिक्षा देने की कौन सी रीतियों को अच्छी दृष्टि से 
देखते हैं और किन को नहीं ! यह तो स्पष्ट है कि आजकल बच्च को 
शिक्षा की सब विधियाँ मनोविज्ञान पर अवलंबित हैँ | आ्राजकल 
प्राचीन काल की तरह बच्चो के मस्तिष्क कों एक खाली बतन की तरह 
नहीं समझा जाता जिसमें शिक्षक ज्ञान के भण्डार को दुँस देता था 
और भय, ताइना और दरुड से काम लेता था; बल्कि जैसा कि 
हमें मालूम है बच्चो का मस्तिष्क दिनअ्तिदिन विकास होती हुई 
एक जीवित चेतना है जो प्रारम्भ से बहुत सी प्राकृतिक शक्तियों 
का आधार है और बच्चो की आयु के साथ-साथ बहुत सी बाते 
प्राम कर कसके अपनी शक्तियों में असीम दृद्धि करता रहता है। 
अतएव हम जानते हैं कि बच्चा वालकाल ही से बहुत सी प्रतिक्रियायों पर 
( 8००5 ) प्रयोगात्मक कार्यों में लाने के लिए अधिकार रखता है | 
इन कार्यों के करने के लिए वह किसी प्रकार का प्रयत्ष नहीं. कर्स्ता 


शिक्षक ओर शिष्य ३७ 


न कोई इरादा करता हैं। वृल्कि यह काम अपने आप हो जाते 
हैं जेसे कि आँख के सामने कोई पतंगा या घुनगा आ जाने से आँख 
अपने आप भपक जाता हैं| इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ ( उाहां- 
77005 ) और अन्‍्तःक्षोम ( 07700073 । बच्चा जन्म से लेकर 
संसार में आता है और यही शक्तियाँ उसकी परग-पग पर सहायक 
होती हैं ओर किसी विशेष अवसर पर व्यवह्ारिक री.ते का कारण बनती 
हैं। बच्चा ज्यों ज्यों बढ़ता है, उसकी प्राकृतिक प्रद्गत्ति की सूची में सी वृद्ध 
होती रहती है अथ;त जो प्राकृतिक शक्तियाँ सोई होती हूं बह जागती 
जाती हैं | इसी के साथ-साथ बच्चा अपनी याइतिक प्रवृत्तियों को सामने 
लाता है जो वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों से ही बनती हैं | अतएव 
खेल-कूद में, संकेत या अनुकरण में, बातें अहण करने में ओर 
काम का ढर्स बाँवने में यही मानसिक क्रियाय काययान्वित हातां ह जा 
बच्चे के स्वभात्र की पहले ही से विशेष लाग होती हं। प्रात का हुई 
मानसिक क्रियाओं की सूची में हम स्थायी भावों ( 5४९८४८॥४३7९४७६४६) 
को ले सकते है | बच्च के अच्छे या बुरे स्थायी भावों का उत्तरदायित्व 
अधिकतर बल्कि पूण रूप से उन लोगों पर होता हैं जो उसकी शिक्षा 
व दीक्षा की देख-माल के उत्तरदायी होते हैं। एक सुयोग्य अव्यापक 
ग्रपने विद्यार्थियों में अच्छी चीजों और सदणशुणों के अन्तःक्षोम उत्पन्न 
कराने में लफल हो सकता है। इसके ग्तिकूल एक अनुत्तरंदायी अध्या- 
पक बच्च के मस्तिष्क की प्रगते के इस पहलू को बिलकुल ही छोड़ 
सकता है जिसका फल यह हंता है कि बच्च के स्थायी भाव उच्च होने 
की अपेक्षा गिर जाते हैं । 

इसके अतिरेक्त बच्चे के मस्तिष्क के ओर जितने भी हइत्य है वह 
सब शिक्षा-काल में उचित रीतियों से काम कर सकते हैं और अच्छे 
परिणाम प्रात कर सकते हैं| बच्च को पंचे द्वायों की उचित व्यवस्था, 
उसकी पर्बालोचन-शक्ति, उसकी जिज्ञासा, उसका तक, उसकी कल्पना- 
अक्ति--यह सब मानसिक शक्तियाँ अच्छी शिक्षा-विधि से विकास को 
प्रात होकर पूण शिक्षा देने में अत्यधिक सहायता पहुँच 


श्द शिक्षा-शास्त्र 


सकती हैं| वास्तव में अच्छी शिक्षा-विधि ओर अच्छे शिक्षक 
की यही विशेषता है। अच्छा अध्यापक वनना एक कला है ओर जब 
तक हम इस कला का भली प्रकार अध्ययन न करें हमारे लिए यह 
अमम्भव है कि बच्चो को पढ़ाने की कला में सफल वन सके । निस्सन्देह 
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही शिक्षक होते हैं, जिनमें बच्चे 
के पालन-पोषण की प्राकृतिक योग्यता होती है ओर शिक्षा देने की 
प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। प्राय: माता-पिता, विशेषकर मातायें 
और बड़े भाई-बहन, शिक्षित या अशिक्षित, अपनी सहानुभूति को 
काम में लाते हैं ओर उनकों पता भी नहीं होता कि उनमें वह योग्य- 
तायें मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों की एक बड़ी संख्या को, जो 
वास्तव में स्कूलों में पढ़ाते हैं, इस कला को कमी-कभी सरलतापूवक 
अर कभी कठिनता से सीखना पढ़ता है |# । 

अध्यापक ओर शिक्षार्थी--शिक्षा-विधि पर तक-वितक करने से 
पहिले अच्छा यह होगा कि हम अध्यापक ओर विद्यार्थी पर कुछ 
प्रकाश डालें | मनोविज्ञान हमें बताता है कि प्रत्येक बालक इस योग्य 
नहीं है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चे अपनी अपनी मानसिक 
शक्तियों के विचार से एक दूमरे से भिन्न होते हैं। इनकी बौद्धिक 
शक्तेयाँ अलग-अलग होती हैं | कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान होता है 
तो कोई कम ; कोई साधारण स्कूलों की शिक्षा प्राप्त कर सकता है 
तो कोई नहीं | कुछु यूनीवर्सिटियों ओर कालेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
सकते हैं तो कुछ केवल किसी दस्तकारी की शिक्षा ही प्राप्त करने के 
योग्य होते हैं। बच्चे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों, 
ओर शारीरिक शक्तियों के अनुसार एक दूमरे से भिन्न होते हैं ओर इन 
, सव को शिक्षा के सम्बंध में एक ही लाठी से हॉका नहीं जा सकता | 


ज्िि७8७ न 


# व की ॥0082॥#2 + पशु 0970900 50 (१४७७०७)- 
गा, 0. 9. 


शिक्षक ओर शिष्य 7454 
इसी प्रकार शिक्षक भी एक दूसरें से भिन्न होते हेँ। जन्प्त-जात 
अध्यापक के अतिरिक्त प्राय” ऐसे हो शिक्षक होते हैं जो केवल 
अपने परिश्रम और योग्यता की बदोलत शिक्षा-कल्ला में विशेष 
योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और सफल अध्यापक बन जाते हैं। कुछ 
शिक्षक अपने ज्ञान की गददनता के कारण शिक्षा देने में असफल रह 
जाते हैं ओर कठिन परिश्रम से भी अपने शिक्षार्थियों को यथार्थ 
रूप में शिक्षा नहीं दे सक्रते । बहुत से शिक्षक तो प्रारम्भ से 
ही असफल अध्यापकों की सूची में गिने जा सकते हैं ' न तो उनमें 
ज्ञान होता है, न उनका शिक्षण से कुछ प्राइतिक्त लगाव होता है, 
ने वह परिश्रम करना चाहते हैँ ओर न परिश्रम कर ही सकते 
हैं। वह केवल नाम के अध्यापक्र बनते हैं। उन्हें इससे 
कुछ मतलव नहीं कि बच्चे .शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं ओर 
न उन्हें इससे कुछु मतलब है कि उनका कतव्य एक अध्यापक के नाते 
या होना चाहिये। ऐसे अध्यपक समाज के लिए वहुत ही खतरनाक 
होते हैं ओर किसी रूप में मी उनकी शिक्षणए-सेबादे प्रात नहीं करनी 
चाहिये | 
ञ्प यापक्र के शुण-प्रीफ़लर इसमविल अपनी पुस्तक 
१0३67: ९७७ - ७ 'पिकछपएए छाते ए327:०7७९७०) म॑ अच्छे 
व्यापक की विशेषताय वणुन करते हुए लिखते ह :-- 
“जो लोग इन ( शिक्षण ) पेशे में योग्य और सफल होने के 
अभलापी हें उनमें साधारश मानसिकता के अच्छे परेमाण मे होने 
अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता भी है के उनमें कुछ विशेष 
प्रकार के प्राकृतिक कुकाव ( 3१४ एस | हों जेसे निगरानी 
व सुधार की शक्ति, आत्म-विश्वालन, काफी अच्छी और साफ वाक- 
शक्ति, योग्यता और मसहानुभूति। इन विशेषताओं में से कुछ तो 
उचित परिश्रत व बार्तालाप से प्राप्त की जा सकती है परन्तु कुछ और 
» वेशेयकर निगरानी ओर सुधार की शक्ति, कुडु व्यक्तियों में विज्षकुल ही 


न्‍| 
* हो|/ 


० शिक्षा-शास्त्र 


ग्रस्म्भव हे हालाँ कि वह दसर गुणा म॑ उचित रीति द्वारा प्राकृ 

ग्यताय रखते हैं | बंद हम चाहते है कि किसी प्रकार की सफलता 
प्राप्त करें तो किसी विशेष बोग्यवा का कोई ने कोई आधार अवश्य 
शोना चाहिये। अगर ऐसे व्यक्ति को जिसमें साधारण योग्यता की प्रचुर 
मात्रा विद्यमान है मगर विशेषताओं को कार्फी कमी है इस पेशे (शिक्षण) 
में कोंक दिया जाय तो उसका जीवन स्वयं उसके लिए लज्जास्पद वन 
जायगा ओर जो वच्च उसकी देखरख में रहेंगे उनके लिए भी मुसीबत 
हो जायगी |: 

एक अच्छे अध्यापक में ईश्वर-प्रदत्त गुणों के अतिरिक्त कुछ ओर 
बातें अत्यन्त आवश्यक है| उसको वच्च की मनोदृत्ति का पूणण रूप से 
जान होना चाहिये, अथात्‌ वह मनोविज्ञान के प्रकाश में बच्चो की 
प्राकृतिक ग्रव्ृत्त और ग्रकृति से पूण परिचित हो। शिक्षा-विश्ि 
+ बह पृण रूप से परिचित हों | उसे यह भी जानने की आवश्यकता 
हूं कि कोन-कान सो शिक्षा-वधियाँ किन-किन बच्चों के लिए और किन, 
अवसरों पर उचित हैं | इसके अतिरिक्त उसे शिक्षा की प्रगति से अर्थात्‌ 
शक्षा-कला के विकास से भी परद्चित हॉने की आवश्यकता है, ताकि 
बह शिक्षा-वचि के प्रकाश में उचित अवसरों पर शिक्षा और उसके 
सेतेयों पर अन्वपण कर सके और उसके महत्त्व को जान सके | उसकोः 
बच के शारीरिक परीक्षण और शारीरिक अंगों के विकास से भी भलीः 
प्रकार परिच्चत होना चाहिये ताकि वह शिक्षण-काल में उसके बैठने- 
उठने, खड़े होने, लिखने-पढ़ने, व्यायाम करने और खेलने-कूदने की. 
रौतेयों पर दृष्टि रख तके ओर उनके अंगों को कमजोर या विक्वत होने 
से बचा सके | 
इन बातो के अतिरिक्त अच्छे अध्यापक में इस वात की आवश्यकता 





के /अताएतींह: 5 5्माए2, 8. छएप्र/8 ४ 


ए०27७४ 85, 9. 4, 


हा 


शिक्षक और शिष्य ४१ 


अनिवाय रूप से है कि वह आपने ज्ञान को प्रयोग के रूप में सुन्दर 
ढंग से प्रयोग कर सके। वास्तव में यही शुण अच्छे अध्यापक 
की विशेष योग्यता है। अध्यापक के व्यक्तित्व का बच्चो पर अनिवार्य 
रूप से प्रभाव पड़ता है| अध्यापक अपनी कार्यप्रणाली. द्वारा, अपने 
उठने-वैठने की रीतियों से, अपने आचार-विचार से, अपनी डाट-डपट 
से ओर अपने सुझावों से (8प22०56078), अपने प्रशंसात्मक 
ओर अप्रशंसात्मक शब्दों से, यहाँ तक कि अपने अश्नों से बच्चों पर 
अपरोक्ष रूप से प्रभाव डालता है जो उनकी मनोदृत्ति में महत्वपूर्ण 
परिवतनों और प्रभावों का कारण वन जाता है| अतएवं परिशाम यह 
होता है कि अच्छे अध्यापक से प्राप्त किये हुए यह प्रभाव वच्चों के 
चरित्र पर ओर उनके व्यक्तित्व (7दाप्रवेषका४5४) पर अत्यन्त 
सुन्दर प्रभाव डालते हैं। इसके प्रतिकूल अनुत्तरदाबा अथवा खराब 
अध्यापक अपने बच्चों पर अप्रिव प्रभावों का कारण बन जाता हैं| 

अच्छे अध्यापक को चाहिये कि वह अपने आधीन बच्चों में 
अत्यन्त दिलचस्पी ले ओर उनकी शिक्षा के साथ-साथ उनके चरित्र 
के निर्माण में आदर्श रूप से भाग ले। इस वात की आवश्य- 
कता है कि वह अपनी कक्षा के सब बच्चों को यह विश्वास दिला दे 
कि दह विश्वस्त रूप से प्रत्येक बच्चो में दिलचस्पी रखता है, वह हर 
एक को सहादता के लिए लालायित रहता हैं आर वह ऐसा 
करने के लिए पूरी-पूरी योग्यता रखता हैं। उसे उनकी इंष्ठ में 
एक देवता होना चाहिये ओर रूदेव अपनी शारीरिक शक्ति के कारण 
उनके मस्तिष्क में एक अच्छा स्थान सच्लता से प्राप्त कर लेना चाहिये | 
फिर भी अन्त में सबसे अधिक महत्व रखनेवाली चीज़ है अध्यापक 
की सूक-बुझ और उसके चरित्र की महत्ता | अतः एक नियम को दृष्टि. 
से संसार के सबसे बड़े स्कूल मास्टर बढ़े खिलाड़ी नहीं रहे है ।* 





# (9९८१६ दी 5'ट॥४४00४6 : -+ ऊीएं।67 04 468- 
ह 2 हद 8 3 
08779 7780006, 0. 2७8, 


है शिक्षा-शास्त्र 


टारांश यह कि अच्छे अध्यापक के लिए. आवश्यक है कि वह 
एक तरफ तो शिक्षा-सिद्धान्तों और नियमों से पूरी तरह परिचित हो 
और दूसरी तरफ वह व्यवह्वारिक रूप में अपने ज्ञान को अपने बच्चों में 
प्रयोग कर सके | अगर एक अव्यापक केवल शिक्षा-सिद्धान्तों से हीं 
परेचत है और शिक्ष-सिद्धान्तों को ही शिक्षा-काल में प्रत्येक 
प्रद पर व्यवहार में लाता रहता है और बच्चों को आवश्यकता को 
होड़ देता है, तो ऐसी अवस्था में वह एक सफल अध्यापक कहलाने का 
अधिकारी नहीं है | इसके प्रतिकूल अगर वह अपने ज्ञान के साथ-साथ 
बच्चे को तात्कालिक आवश्यकता को, उसको जिज्ञासा और प्रतिक्षण 
बढ़ती हुई प्रदत्त कों सामने रखता है ओर उसीके अनुसार अपने 
ज्ञान को व्यवहारिक रूप में काम में लाने से पहिले उसमें आवश्यक 
परिवर्तन कर लेता है, ताकि वह सुन्दर परिणाम प्राप्त कर सके, 
तो इस अवस्था में वह सुयोग्य अध्यापक के कतव्य को निभाता है 
ओर उसकी गणना अच्छे अध्यापकों की सूची में हो सकती है । 

शिक्षा के विपय के अध्ययन के पक्ष में हम कुछ शत प्रकार को 
बात कह सकते हैं कि एक अपरेचित अव्यापक एक अच्छा भत्ता 
अध्यापक बनाया जा सकता है वशरतें कि उसकी कमज्ञोरों किसी 
अनाधारण त्रुट्यों में सेन हो और यह कि अच्छे अध्यापक आर 
अच्छे बन सकते हैं। 

“ईंज्वरप्रदत अध्यापक भी बुरे नहीं रह सकते अगर वह 
शिक्षा-कला के सम्बन्ध में अपने संकुचित विचारों को ओर विस्तृत 
स्वरूप प्रदान करें और गम्भीर बनायें ओर इस तरह एक नियम- 
बद्ध नेतृत्व के लिए ओर अधिक लाभप्रद वना लें। यह सत्य हो 
मकता है कि एक बढ़े कवि की तरह एक वड़ा शिक्षक भी जन्म से 
ही बढ़ा होता है। उसको बढ़ा बनाया नहीं जा सकता। लेकिन 
इमारे सामने जो प्रश्न है वह इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता 
कि एक पुराने परन्तु पूर्ण वाक्य को आवश्यकता के अनुसार अपना 


शिक्षक ओर शिष्वर हे 


लें और वस | हमें प्रथम श्रृंणी से कम श्रेणी के कवियों की कोई 
विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन इस बात की अत्यन्त आपश्यकता 
है कि हम मध्यम श्रेणी की विशेषताओं वाले शअ्रध्यापकों को दीक्षा 
दें ताके वह अपनी ईश्वर-प्रदत्त योग्वताओं को सुन्दर बना सक, 
ओर ऐसा करने का एक उपाय यह है कि हम उनके प्रयोगों को उस 
तक-वितक के अन्वेषण की ओर ले जायें जो अच्छे सिद्धान्तों के 
बनाने की जान हैं |[% 
विदार्थधा--वतंमान काल में जो शिक्षा-विधियाँ प्रचलित हैं वह 
सब विद्याथियों की मनोंदृत्ति पर अवलंबित हैँ | पहले-पहल बच्चे को 
शिक्षा देने में मनोविज्ञान का विल्कुल दखल न था। बच्च को जो 
कुछ पढ़ाया जाता था वह केवल डरा-घमका कर या ज़बरदरस्ती | 
वच्च की प्राकृतिक प्रवृत्ति, उसके अंतःक्ञोभ, उसकी दिलचस्ययों 
इत्यादि बिलकुल ही छोड दी जाती थीं। इसका परणाम बह्द 
होता था कि बहुत से वच्च शिक्षा जैगी अमूल्य निधि से बं-चत 
हू जाते थे | लेझिन अब समय बदल चुका है | आजकल मनोविज्ञान 
ने वहुत उन्नति कर ली है; अतझण्व उसके साथ-साथ शिक्षा-बिचियों में 
भी उन्नत होती जा रही है। मनोविज्ञान के पुराने नियम समय के 
साथ-साथ बदलते रहते हैं ओर उसी के साथ शिक्षा के नियमों 
में मो आश्चयजनक परिवतन हो रहे है| प्रारम्भिक काल का सनों- 
विज्ञान मस्तप्क को खास वेबक्तेक वस्तु समझे रहा था जिसका 
सम्बन्ध बलकुल साक-साफ वाहब जगत से होता था। एक 
अऊकेली वात जो रिद्ध होते को थी वह यह थी कि किन रीतियों से 
संसार ओर मस्तिष्क एक दूस थ व्यवहार में आते हैं। इस पूर 


हे 


व्यवह्गत प्रयोग का अथ शिद्धान्त रूप से यह हुआ कि मानो सार 
#च्क्गा०ई ३; किच 3>ठंफोएड 0 पृछ३ठएंतट, 09. 


232 7 


चर शिक्षा-शास्त्र 


संसार में केवल एक ही मस्तिष्क का णहल्‍है। वतमान काल की प्रवृत्ति 
यह है कि वेयक्तिक मस्तिष्क को समाजो जीवन का एक रूप ( मप्र70- 
00) समझा जाय अथात्‌ यह कि वह अपने आप विकासत 
होने या व्यवहत होने पर अनधिकार चेष्टा नहा रखता वाहक 
उसको समाजी संस्थाओं से उसे प्रभावित या लगातार शक्तियाँ पहुँचाने 
और अपना खाद्य समाज से पाने की आवश्यकता रहती है। वंश- 
परम्परा की कब्यना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्ति की सम्पत्ति 
चाहे वह मानसेक हो या प्राइृतिक उतको अपनी वंश-परम्परा से पेतृक: 
रूप से मिलती है अ्रथात्‌ वह उसके लिए एक सम्पत्ति हैं जाँ उसको 
उसके पूवजों से मेलती है और उसकी देख-रेख में भावी जीवन के 
लिये सुरक्षित रहती हैं। विकास के सिद्धान्त से इस बात को चेतावनी 
मिलती है कि मस्तिष्क को एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे के सामे 
की सम्पत्ति नहीं स्वीकृत किया जा सकता | बल्कि वह तो मनुष्य-जातिः 
के लिए सीमित विचारों ओर प्रयज्ञों का: दूसरा नाम है। ओर यह कि 
वह ऐसे वातावरण में स्कृटित होता है जो कि सामाजिक भी है ओर 
प्राकृतिक भी | इसके अतिरेक्त यह कि सामाजिक आवश्यकतायें ओर 
उद्देश्य उसको वह रूप देने में एक बहुत ही महत्वपूण भाग लेते हैं । 
| नहीं वह्कि बबरता, अशिक्षा, तथा सम्यता समाज का मख्य अन्तर 
केवल उनकी पूण प्रकृति का अन्तर नहीं है बल्कि सामाजिक पैतृक 
सम्पत्ति ओर सामाजिक साधनों का अन्तर है |% 
एतदथ बच्चा अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति की दृष्टि से, अपने पेतक 
प्रभावों के प्रभाव से और समाज का एक अंग होने की हैसियत से 
विभन्न गुणा का पात्र होता है। अच्छे अव्यापक का यह कतव्य है कि 
वह न केवल बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति का निरीक्षण करें और उसकी 
मानसिक शक्तियों को काम में लाये बल्कि अपनो शिक्षा-प्रणाली में; 


७ाएएआओ 





््ः भें के 5 | |। 5. ॥४5 
0९४9 - 50000 6 800४६, 99. 90-9]. 


शिक्षरु ओर शिष्य ४६ 


बच्चे के व्यक्तित्व के साथ-प़ुथ उसको समाज का एक अंग समझते 
हुए ऐसी शिक्षा दे जो समाज के लिए लाभप्रद हो | यही नहीं बरन्‌ 
उसको उसके पूवजों के ज्ञान व मानसिक शक्तियों की थाती समभते हुए 
उन सब मानसिक शक्तियों को विकसित कर दे ताकि पैतृक रूप में प्राप्त 
किये हुए कोष उसको न केवल ज्ञान-विज्ञान से मालामाल कर दें 
बल्कि उसको समाज में महत््वपूण स्थान दिला दें । 


बच्चों के निरीक्षण के विषय में शिक्षक को बच्चे की मानसिक 
प्रवृत्तियों को कदापि न छोड़ना चाहिये। साधारणत: बच्चे का 
विकास इस प्रकार होता है : ( १) बचपन, (.२ ) लड़कपन, (३) 
वयस्क होने से पूव, ( ४ ) पूण वयस्क । बच्चों की शिक्षा-प्रणाली का 
विकास अधिकतर उसके विक्रास के स्वरूप पर निर्भर होता है। एक 
बच्चा जो तिफ ४ साल का है उस बच्चे से जो १० वष का है विलकुल 
विभिन्न प्रकार से शिक्षा प्रात करेगा । अतएव हम जानते हैं कि ४ वर्ष 
के बच्चे की शिक्षा आदि से अन्त तक खेल ही खेल होंगी 
आर उसी खेल से वह लिखने-पढ़ने ओर गिनने के प्रारम्भिक सिद्धान्तों 
से परिचय प्राप्त कर लेगा | इसके प्रतिकूल दस वष के बच्चे की शिक्षा 
में खेल का भाग बहुत कम होगा और उसकी मानतिक शक्तियों की 
सहायता से उसको ऐसी शिक्षा दी जायगी जो कि मनोविज्ञान के अनु- 
सार होगी ओर अच्छे परिणाम प्राप्त करगी। यही कारण है कि वतमान 
काल में विभिन्न आयु के बच्चों को विभिन्न रीतियों से शिक्षा दी जाती 
है। बहुत छोटे बच्चों के लिए नरसरी स्कूल होते हैं। इससे बड़ों 
के लिए किंडरगाट्न आदि और बड़ी आयु वाले बच्चों के लिए 
प्राइमरी स्कूल हैँ | इससे भी बढ़ी आयु के बच्चों के लिए. 
सेकेन्डरी स्कूल इत्यादि हैं | हमारे प्रान्त में जो बुनियादी शिक्षा प्रचलित 
है उसमें उन मिद्धान्तों को दृष्टि में रक््खा गया है और युद्ध के समाप्त 
गहोने के पश्चात्‌ शिक्षा की स्क्रीम ( 7?65-छ87 #ितघटकतं 07 


सर शिक्षा-शास्त्र 


86॥०8776) में भी उन पर अधिक से- अधिक ज़ोर दिया गया है 
जितका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा | 

शिक्षा-प्रणाली के कुछ सिद्धान्त-शिक्षा-प्रणाल्री के साधारण 
सिद्धान्त वर्णन करने से पहिले आवश्यक है कि हम नये अध्यापक को 
इस बात से सचेत कर दे कि शिक्षा की प्रणाली मशीन के कल- 
पु्नों की तरह नहीं जो नियत ढरें पर नीरस और विना 
दिलचस्पी के कार्यान्वित होती रहे | सत्य तो यह है कि प्रत्येक पाठ 
जो बच्चों को पढ़ाया जाता है स्वयं अपनी अलग शिक्षा-प्रणाली 
रखता है| उसमें दिलचस्पी होती है, सरसता होती है ओर जान होती 
है | बच्चे प्र्येक्ष सफल पाठ से असीम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह सफल 
अध्यापक अपने बच्चों को एक नये ढंग से बता सकता हैं जो वह स्वयं 
बच्चों के पूर्व-ज्ञान को, उनकी मानसिक शक्तियों और पाठ के 
उद्देश्य को सामने रखते हुए गढ़ सकता है। इसका मतलब यह 
नहीं है कि शिक्षा की प्रणाली बिलकुल असिद्धान्तिक है और 
शिक्षकों के पथ-प्रदशशन के लिए हमारे पास कुछ ऐसे नियम नहीं हैं कि 
जो उनको उनके पाठ में सहायता दे सके। जिस तरह शतरंज 
का खिलाड़ी अपने मोहरों की चालें जानता है मगर खेल के 
समय वहीं चाल चलता है जिससे उसका विपक्षो मात खा सके, इसो 
तरह सफल अध्यापक शिक्षा-प्रणाली के मोटे मोटे सिद्धान्तों से कुछ 
न कुछ परिचित होता है। वह बच्चों की मनोद्ृत्ति को भली प्रकार 
जानता है| वह उनकी बुद्धि और पूव-ज्ञान से अच्छी तरह जानकारी 
रखता हैं और सबसे ज्यादा उसे अपने ऊपर पूण विश्वास 
होता है | जब वह बच्चों को पाठ पढ़ाता है तो अपने ज्ञान 
के कोप को बहुत हंशियारी से काम में लाता है जिससे शिक्षा- 
त्मक खेल में जान, पैदा हो जाती है और वह अपने जीवित 
मोहरा को सहायता से अपर्न इच्छानुसार विद्या थीं पर ऐसी चाल” 


श्ि 


शिक्षक और शिष्य ५2३ - 


चलता है कि वाज़ी उसके हाथ में रहती है झर उसकी गणना अच्छे 
अध्यापकों में होने लगती हैं | 


शिक्षा देने के तीन अनिवाय सिद्धान्त यह हैं कि शिक्षक ज्ञान से 
परिपू्ण हो, उसकी शिक्षा-प्रणाल्ली अच्छी हो और उसका अनुशासन 
अच्छा हो | अगर शिक्षक अपने वियय को अच्छी तरह नहीं जानता 
तो उससे यह आशा रखना बेकार है कि वह अपने बच्चों को वह 
विषय सफलता और विश्वास के साथ पढ़ा सकेगा। एेसे अध्यापक 
निस्सन्देह विद्यार्थियों के लिये खतरनाक हैं| सरलता के लिए हम यह 
मान लेते हैं कि अध्यापक अपने विपय पर अधिकार रखता है और बह 
अपने विद्याथियों की क्यों? को सन्तुष्ट करने की अत्यन्त योग्यता 
रखता है। अब प्रश्न यह है कि वह अपने ज्ञान को बच्चों के सामने क्रिस 
तरह सफलता के साथ रखे ? इसका उत्तर वाइ और रास्क ने इस 
प्रकार दिया है ; 


हे 7 


“यह बिलकुल सत्य है कि एक अच्छी शिक्षा-प्रणाली केबल 
सिद्धान्तों का यांत्रिक संग्रह नहीं होती | हर एक अ्रध्यापक को स्वयं 
अपना ढंग प्रयोग करना चाहिए, फिर भी यह याद रखना आब- 
श्यक है कि अच्छी शिक्षा-प्रणाली केवल कुछ मोटे सिद्धान्तों 
को स्थायी रूप से दृष्टि के सामने रखने से ही प्राप्त हो सकती 
है। इन छिद्धान्तों में बह बाते सम्मिलित हैं : शिक्षा में एक चुनी हुई 
प्रणाली, मनोविज्ञान की ऐसी क्रमबद्धता जिससे समय ओर शक्ति नष्ट 
न हो ओर वशणन-शैज्ञी का ऐसा विभाजन जिसकी वर्दौलत विद्यार्थियों 
से अधिक से अधिक सहायता प्राप्तहों सके और शिक्षा में उनकी 
दिलचस्पी कायम रह सके? ।* 


#|67 6 676 अश्ठडटए8 ; 6 30070900 0 7 9७&- 


ड् शिक्षा-शात््र 
प्रक्ष - 


१-अच्छा अध्यापक बनना एक कला है ओर जब तक हम इस 
कला का अच्छी तरह अध्ययन न कर लें हमारे लिये यह 
असम्भव है कि बच्चों के पढ़ाने की कल्ला में सफन्न बन सके | 
इस बात की विस्तारपूवक विवेचना कीजिये । 
:२--“सम्भवतः अध्यापक के मनोविज्ञान से परिचित होने की 
उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि बच्चों के मनोविज्ञान 
से । क्यों कि वास्तव में अत्येक शिक्षा का विषय इन दोनों की 
क्रिया ओर श्तिक्रिया का विषय होता है ओर जिस हद 
तक अध्यापक त्र्‌टियाँ करता है उस हृद॒ तक बच्चा भी ? 
इस वात की सत्यता की तक द्वारा विवेचना क्रीजिये | 
-*-- अध्यापक का सबसे पहला कतंव्य यह है कि वह इस बात 
पर विचार करे कि कैसे ओर किन अवस्थाओं में लोग और 
विशेषतः बच्चे बातें सीखने हैं |? झ्ञाप इस विचार से 
सहमत हैं या नहीं ? विस्तृत रूप से वर्णन कीजिये | 
“अध्यापक में क्या क्या आवश्यक गुण होने चाहिये, ताकि 
वह विद्यार्थियों को नियंत्रण में रख सम्े | 
4--सफल्न अध्यापक में कोन से गुण होना आप जरूरी सममते 
हूँ ? विस्तृत वर्णन कीजिये। [नाल] 
३-पाठ पढ़ाने सें नीचे लिखी हुईं बातों की महत्ता प्रकट 
कीजिये:--- 
अ--शिक्षक की आवाज़ 
ब--शिक्षक की भाषा 
स--प्रश्न 
* द--अध्यापक का व्यक्तित्व (नाल) 


शिक्षक ओर शिष्य ६ 


७--“विद्वान हमेशा सफल अध्यापक नहीं होते ” इस पर अपने 

विचार प्रगट कीजिये ओर यह बताइये कि सफल अध्या- 

पक में कोन से गुण होने चाहियें। अपने पाठ को सफल 

बनाने के लिये अध्यापक क्‍या उपाय कर सकता है ! 

( नामल ) 

य८-- अध्यापक ग्रत्येक बच्चे से यह आशा नहीं कर सकता कि 

वह स्कूल में अच्छा ही काम करेगा | लेकिन उसे प्रत्येक बालक 

की सहायता करनी चाहिये ताकि वह योग्यतायें भली 

प्रकार विकसित हों जिनको वह जन्म से माता के उदर से 

ही लेकर संसार में आता है।” इस बात पर संक्षेप से विवेचना 
'कीजिये । 


् 


अध्याय ४ 


शिक्षा का पाव्य-विषय 


इस अ्रध्याव में हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि हम बच्चों कों 
उनकी शिक्षा के काल में कौन-कोन से विषय पढ़ायें और कौन- 
कौन से नहीं एवम किन विषयों पर अधिक ध्यान दें और 
किन पर कमा शिक्षा के विषय और उन विषयों में विभिन्न 
पाख्य-विप्यों का चुनाव साधारणुत: शिक्षा-विभाग का काम्र है। 
अध्यापक को इससे प्रत्यक्ष रूप में कोई मतलब नहीं कि अमुक 
विषय बच्चे को क्‍यों पढ़ाया जाता है और अ्रम॒क क्‍यों नहीं, या एक 
विपय शिक्षा का अनिवाय विप्य क्‍यों है ओर दूसरा क्‍यों नहीं | लेकिन 
अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का पाखठ्य-क्रम ' 
नियत करने की आवश्यकता क्‍यों पड़ती है और वह कौन-कौन से 
तिद्धान्त हैं जिनको दृष्टि के सामने रखते हुए शिक्षा का पाख्य-क्रम 
निर्धारित किया जाता है। अ्रतएव हम. उन्हीं दृष्टिकोणों की यहाँ पर 
संक्षित विवेचन करंगे । 

शिक्षा-पाख्य-विषय--शिक्षा-पाज्य-विषय का विकास धीरे घीरे 
किस तरह हुआ इससे हमें यहाँ मतलब नहीं । शुरू-शुरू में शिक्षण- 
पाख्य-क्रम निश्चय भोंडी, अ्नमेल, वेजोड़ शक्ल में होगा। बच्चा 
घारमिक शिक्षा के अतिरिक्त थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना और गिनना 
सीख लेता होगा | लेकिन ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया इस 
बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि बच्चे को उसके पूवजों के 
अनुभवों के प्रयोग और काय सिखाये* जाये | अ्रत: समय-समय पर 
नये-नये विपय शिक्षण-पाख्य क्रम में सम्मिलित किये गये | फिर सम यके 





शिक्षा का पाख्य-विपय डेट 


साथ-साथ उन नये-नये विपयोंको भी विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया 
गया और उनको बच्चे ओर समाज की आवश्यकता के अनुसार 
या तो शिक्षण-पाख्य-क्रम में सम्मिलित कर दिया गया या उससे निकाल 
दिया गया। 

एतदर्थ शिक्षणु-पाख्य-क्रम निर्धारित करना शासन का या शिक्षा- 
विभाग के शिक्षाविदों का काम है। “शिक्षणु-पःव्य-क्रम एक राष्ट्र 
के न कि किसी वर्ग के विचारों और धारणाओं का वाद्य प्रदर्शन हैं 
ओर राष्ट्र कों इस बात का अधिकार हैं कि उसके स्कूलों में जो शिक्षा 
दो जायगी उसका मोटा खाका पहिले चुन ले और इस सिलसिले में 
जो इस काम में निपुण हों उनकी इस राय का विशेष रूप से ध्यान 
रक्‍खे कि बच्चों की मानसिक्ल भूख में क्या-क्या चीज़ें सम्मिलित हो 
सकती हैं। मगर एक बुद्धिमान शिक्षा-विभाग यद्यपि एक साधारण 
शिक्षा-काय-क्रम की पैरवी पर ज़ोर देगा, फिर सी विघ्तृत रूप में लाने 
से बचेगा ओर अपने अध्यापकों को प्रत्येक सम्भव रूप में स्वतन्त्रता 
दे देगा कि वह प्रयोग कर और व्यक्तित्व का विकास करें | उदाहरण 
के रूप में एक प्राइमरी स्कूल में इतिहास या भुगोल के पाठ पढ़ाने 
में कोई विशेष प्रतेबन्ध न लागू किया जायगा। हाँ, यह न होगा 
कि वह उन पाठों को बिलकुल ही न पढ़ायें और उनके स्थान पर 
यूनानी भापा पढ़ाने लगें |” 

शक्षण-पाख्य- विषय का साधारण सिद्धान्त--जैसा कि बताया 
जा चुका है शिक्षणु-प्राव्य-क्रम का चुनाव राष्ट्र की आवश्यकताओं 
के लिहाज़ से किया जाता है। इसका स्पष्ठ अ्रथ यह हुआ कि शिक्षग[- 
पाव्य-क्रम के निधारित करने म॑ हमको प्रत्येक पा पर याद रखना 
चाहिये कि स्कूल को पहिले की अपेक्षा अधिक तत्परता से अपना 
उद्देश्य पूण करना चाहिये ताकि राष्ट्र व समाज के होनहार बच्चे 





(न अमन विनन्‍ीन-मीननबनमन«++_+->५--- बननीनननिभनननलनकनननननानान कअकननिनननलीन वशकननबनलन+« 


0000 + + 7700: ७5 हे + पट्येछ, +,90, 


दर शिक्षा-शात्त्र 


अपना-अयना काम अधिक योग्यता, उर्त्साह, परिश्रम और आराम 
के साथ घर पर, कारखानों में तथा अपने पास-पड़ोस में कर सके | इस 
तरह हमारा शेक्षा-पाव्य-विघय इस बात का प्रयत्न करता है कि हम 
बच्चों की प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक प्रवृत्तियों, स्थायी भावों, स्वभावों 
और नैतिक गुणों कों इस तरह से विकसित करें कि वह अपने ओर 
समाज के लिए लाभप्रद बन सके [* 

संसार के सभ्य देशों में विभिन्न कालों में जितने भी शिक्षणु-पाञ्य- 
क्रम निर्धारित हुए उन सबकी मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाय तो 
मालूम होगा कि सबं पाठ्यों में जो सबसे बड़ा सिद्धान्त निहित रहा 
है वह शिक्षा का उद्देश्य है। अगर हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य 
का एक मुख्य दृष्टिकोण रखते हैं तो- हमारा शिक्षणशु-पाख्य- 
क्रम भी उसी रंग में रंगा होगा। पहिले समय में शिक्षा का 
उद्दश्य यह समझा जाता था कि उससे मानसिक शक्तियों को 
विकास मिले। शिक्षा-पाज्य-विषय में ऐसे ही विषय थे जिनसे: 
विभिन्न मानस्कि शक्तियों को प्रगति मिल्ले। हमें इससे बहस नहीं 
कि यह रिद्धान्त कहाँ तक सही था या गलत, मगर बहुत समय तक 
शिक्षणु-पाव्य-क्रम उसी सही या गलत दृश्कोश पर निर्धारित होता 
रहा है । आजकल अंग्रेज़ी शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य यह 
है कि बच्चे के व्यक्तित्व को पूण किया जाय ताकि वह अपने और 
फिर जाते व राष्ट्र के लिए सुन्दर व्यक्ति बन सके | अतएव इसी उद्देश्य 
को सामने रखते हुए शिक्षण-पाख्य-क्रम निश्चित किया जाता है कि हम 
बच्चों की छिपी हुई शक्तियों को सामने लायें। उनको शिक्षा द्वारा 
' निखार दे और इस तरह उनको एक सफल व्यक्ति बना दें। इसी 
प्रकार वतमान काल में अमेरिका का प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री “जान डेवी” 


उलकननबननानन 








*+3९७ %70 800६ ०0/ 5पश8०8४0708 407% ]6७६-. . 
७7९"8, 7,387. 


शिक्षा का पाव्य-विपय प्र 


शिक्षा-पाज्य-विषय को निधारित करने में इस बात की आवश्यकता 
अनुभव करता है कि बच्चा मनोंवृत्ति के प्रकाश में ओर जीव-विद्या 
के अनुसार राष्ट्र के क्रमानुसार “कार्यो? को अपनी शिक्षा के काल 
में दोहराये ओर इस तरह वह खेल-खेल में और फिर हाथ से काम 
करने में ( जिन को डेवी ()७८प७४7079 कहता है ) शिक्षा प्राप्त 
कर ले ओर इस प्रकार समाज की आवश्यकताओं को मुख्य समऋकर 
अपनी मानसिक शक्तियों को शक्ति शाली बनाये । आजकल हमारे प्रान्त 
में जो बुनियादी शिक्षा प्रचलित की गई है उसका शिक्षण-पाख्य-क्रम 
भी “शिक्षा के उद्देश्य” के नये दृष्टिकोण के प्रकाश में निर्धारित किया 
गया है | अब शिक्षा को किन्हीं व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति के लिए 
यंत्र नहीं बनाया गया हैं वल्कि उसके उद्देश्य की पूर्ति में एक 
जव्रदस्त इन्कलाब उत्पन्न हो गया है। इसका उद्देश्य केवल इस के 
अतिरिक्त कुछु नहीं कि बच्चों को उनके वातावरण या घरेलू जीवन 
के साथ सम्बन्धित ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे स्त्रय॑ सॉँच ओर स्वये 
काम करें और इस तरह यह प्रमाणित कर दें कि शिक्षा जीवन के 
लिए है। 

बुनियादी शिक्षा का शिक्षण-पाख्य-क्रम--बु नेबादी शिक्षा में 
एक केन्द्रित कला या दगतकारी के सिलसिले मं सव विषय सिखाये 
जाते हैँ | इन कलाओं ने सत कातना, कपड़ा बुनना, दफ़्ती का काम 
करना, बागवानी, मिद्ठटा का काम इत्यादि काम सम्मिलित हैं। इनके 
सिलतिले में जो विषय सिखाये जाते हैं वह निंम्नलि खत हर | 
१--मातृसापा ( हन्दी 
२-- हिसाब 
३--सामाजिक विपय 
४--जनरल साइन्स 
५--आ“< और क्राफ़्ट 
६- स्वास्थ्य 


३४ शिक्षा शास्त्र 


७--ग्राम सुधार ४ 
८ -द्वितीय भाषा [ अंग्रेज़ी अथवा उ्द ) 

हम यहाँ पर प्रत्येक विधय पर विवेचनात्मक वर्णन नहीं करेंगे | 
होनहार अध्यापक को स्वयं इन विषयों से परिचित होने और उनके गुणों 
पर विचार करने के अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त बह शिक्षण- 
मनोविज्ञान में अपने ज्ञान को काम में लाकर हर विषय के मनोवैज्ञानिक 
पहलू पर विचार कर सकता है | हम भी बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में 
किती अगले अध्याय में विषय के इस दृष्टिकोण पर संक्षित विवेचना 
करंगे। इस अवसर पर यह वन करना आवश्यक प्रतीत होता है 
कि वह कौन कोन से सिद्धान्त हैं जिनके आधीन पाख्यक्रम के विषय 
निर्धारित किये जात हैं; ओर विशेषकर बुनियादी शिक्षा का पाउयक्रम । 

शिक्षणु-पराख्य-क्रम के सिद्धान्त:--शिक्षा का सुख्य काम यह है 
कि वह हमारे पूवजों के प्रयोगों और कार्यों को हमारी उन्‍्तानों को सिखा 
दे | अगर हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें और तनिक ध्यान द्तो 
दमको मालूम होगा क्रि हम ज्ञान के एक असीम समुद्र से घिरे हुए 
हैं| यही नहीं, बल्कि इस वात का भी अनुभव होगा कि प्रकृति की 
इज़ारों-लाखों वल्कि अगशणित बातें ऐसी भी हैं जो मनुष्य को अब तक 
पता नहीं । हमारा प्रयत्ष यह होता है कि हम शिक्षा-दीक्षा द्वारा 
अपने पूवजों की खोजी हुई बातें अपनी संन्तानों .को बता दें और - 
उनको ऐसे विस्तृत माग पर डाल दें जिससे वे ज्ञान के असम मेदान. में 
ओर खोज करने के लिए तैयार हो जायें ! अतएव हम ऐसी संध्थाय स्था- 
प्रित करते हैं जिनसे यह उद्देश्य पूरा हों जाय। अब प्रश्न यह होता 
है कि हम कौन कौन सी बातें पढ़ायें और कब ? किन बातों पर ज़्यादा 
ज़ोर दें और किन बातों पर कम ? इन प्रश्नों के उत्तर सरल हो सकते 
हैं अगर हम उस समाज की आवश्यकताओं को दृष्टि के सामने रखें 
जिसका वच्चा एक होनहार व्यवित वननेवाला है। 

सबसे पहिले बच्चें को भाषा पर अधिकार करने की बात आती है 


हि 


शिक्षा का पाठ्य-वियय प््पू 
ताकि वह अपने विचारों कली प्रगट कर सके। भाषा के द्वारा ही वह 
अपने माता-पिता और भाई-बहन की बातें सुनता ओर समझता है। 
अतएव स्पष्ट हे कि पाख्य-क्रम में भाषा को सबसे अधिक महत्ता प्राप्त 
होनी चाहिये | इसके वाद बच्चे को अपने पास-पढ़ोस से दिलचर्स्पी 
होती है। वह कहानियाँ सुनना पसन्द करता है| कहानियों की अच्छी- 
अच्छी बातों से पुलकित होता है। उच्च आदश के उदाहरण उसके 
सामने आते हैं तो वह उनसे प्रभावित होता है। वह विभिन्न लोगों से 
मिलता-जुलता है; वह प्रेम, सहानुभूति, डाट-डपट ओर धमकी को 
समझता है। वह उन वातों से भागना चाहता है जो भूगोल, 
इतिहास और अथ-शास्त्र की वर्शमाला हैं; ओर इसलिये उसको उन 
विपयों में अधिक ज्ञान होने की आवश्यकता है| इसके अतिरेक्‍्त 
बह प्राकृतिक बातों को देखता हैं ओर उनका कारण जानने के 
लिए. लालायित रहता है| उसकी कोतूहल ओर जिज्ञासा की प्राकृतिक 
शक्तियाँ उसको विवश करती हे कि वह प्रत्येक न समझ में आने वाली 
वात का कारण ज्ञात करे | उसकी “क्यों? से उसके माँ-वाप तक तंग 
आ जाते हैं। हमें उसके इसी “क्यों? से लाम उठाना है ओर हम 
जनरल साइन्स की बातों को भी शिक्षणु-पाख्य-क्रम म॑ सम्मिलित करने 
के लिए विवश हैं | इसी प्रकार गणित, वागवानी, आद व क्राफ़्ट 
इत्यादि बियय शिक्षण-पराठ्य-क्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं | इन सव विपयों में किस विषय को कौन-सा स्थान दिया 
गया यह बात बच्चे की मसोद्ृत्ति पर निभर है| बच्चा विश्वस्त रूप से 
काम-काज में अधिक दिलचस्पी लेता है, इसलिए आर व क्राफ़्ट को 
पहला स्थान दिया गया है ओर शिक्षा-प्रवन्ध को इस तरह चुना गया 
हैं कि सब विषय हाथ के काम के सिलसिले में पढाये जाये । 
प्रश्च 
१-- स्कूल का काम यह है कि वह इस परम्परागत, ज्ञान तथा 
स्वभाव को जिन पर हमारी सम्यता निरूर है स्थिर र 


शिक्षा-शास्त्र 


नी 
हि 


ओर इस थाती को दूसरों तक पहुँचाये?! | इस राय पर एक 
संज्षिप्त सी विवेचना कीजिये | 

२--हम कोई ऐसा मुख्य नियम नहीं बना सकते जिसकी ख्हा- 
यता से एक विशेष स्कूल में विषयों को एक निर्धारित रूप में 
पढ़ाया जा सके |? इस वर्णन से आप किस हद तक सह- 
मत हैं 

३-शिक्षक के लिए यह क्‍यों आवश्यक है कि शिक्षण-पाठ्य-कम 
में जो विषय सम्मिलित किये गये हैं उनके पाउय-क्रम में 
सम्मिलित करने के कारण से परिचित हो ? 

४--हमारे यहाँ के शिक्षा-विभाग ने सिडिल स्कूलों के लिए नया 
शिक्षण-पाख्य-क्रम निर्धारित किया है। इस पर एक 
आलोचनात्मक दृष्टि डालिये। 

५--शिक्षण-पाण्य-क्रम में सामाजिक विषय (80लंबा 8$96- 
68) सम्मिलित करने का कारण बताइये । (सी० टी०) 

$६--बेसिक स्कूलों में आट और क्राफ्ट प्रचलित करने के उद्दे श्यों 
पर विवेचना कीजिये। तुम कौन-सा क्राफ़्ट अपने स्कूल में 
प्रचलित करोगे और क्यों ? [एल० टी०] 

>--वेसिक स्कूलों के पाव्य-विषयों में सामाजिक विषय की 
विवेचना कीजिये | यह कान-से उद्दश्य की पूर्ति करेगा | 
[एल० टी०] 

“>बैसिक स्कूलों के पाठ्य-कम में सूत कातना क्‍यों सम्मिलित 
किया गया है ? वेसिक स्कूलों में सृत कातने करे लिए तुम 
क्या समय दोगे! इस घंटे में तुम बच्चों की दिलचस्पी 
केसे बनाये रक्‍्खोगे ? [एल्न० टी०] 

€-शिक्षण-पाठ्य-क्रम में जनरल साइन्स को क्‍या महत्त्व प्राप्त 
हैँ आर क्‍यों ! | 


शिक्षा का पाज्य-विपय प्र्छ. 


१०-वतमान वेसिक स्कूलों के शिक्षणु-पाछ्य-क्रम में जो जो विषय 
साम्न|लित किय गये हैं उन पर संज्षिप्र नाट लिखिय | 

११--मात्भापा पर अधिकार ग्राप्त करन से बच्चा अपनी 
शिक्षा पर अधिकार पाता है” इस वाक्य पर विवेचन 
कीजिये। आजकल मातृ-भापा की शिक्षा के सिलसिले 
में शिक्षा-विभाग ने जो उपाय अपनाये हैं. उन पर संज्षिप्त- 
सा नोट लिखिये | 

११--डाइड्ड” शब्द बच्चा के विचार ओर भावनाओं को प्रकृट 
करने के लिए अनुपयुक्त और अग्राकृतिक शब्द हैं। तुम 
इस शब्द के बदले में कान सा शब्द अच्छा समझते हो 
ओर क्यों ? ड्राइज्ञ ओर आउट में क्या अच्छर है ? 


| 


आध्यय ६ 
2. हो है अ. 
शिजक्षा-विधि 
शिक्षा-विधियों पर दृष्टि डालने से पहिले एक महत्त्वपूण बात जो 
'हमारे ध्यान का केन्द्र बनती है वह यह है कि सब रीौतियाँ एक ही 
परिणाम ग्राप्त करने के विभिन्न साधन हैं| शिक्षक के सामने शिक्षा देने 
के पूव बहुत-सी बातें समाधान के लिए गयुक्त होती हैं जिन पर वह या 
नो स्वयं सोच-विचार करता है या शिक्षाल्शास्तरियों की सहायता प्राप्त करके 
सन्‍्तोपप्रद समाधान प्राप्त करता है। जैसे वह शिक्षा-पाख्य-विषय पर 
ध्यान दे करके यह मालूम करता है कि उसके विभिन्न भागों को किस 
क्रम में लाये अर्थात्‌ किन विषयों को पहिले प्रारम्भ करे और 
किन को बाद में | दूसरे वह यह भी मालूम करता है कि विभिन्न 
विषयों कों किस तरह एक दूसरे से सम्बन्धित करे ओर इस प्रकार शिक्षा 
दे कि प्रत्येक विषय कोई प्रथक वियव न मालूम दे बल्कि सब एक 
दूसरे से सम्बन्धित हों। तीसरी बात जिस पर वह ध्यान देता है यह है 
कि प्रत्येक विषय के विभिन्न भागों का सही मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण 
क्या हो सकता है। फिर सब से आखीर में वह इस बात पर विचार 
करता है कि अपने पाठ को किस तरह क्रमबद्ध करे कि एक रूखे विषय 
को दिलचस्प ढंग से बच्चों को पढ़ा सके | स्पष्ट है कि यह सब बाते 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति के विभिन्न साधन हैं; ओर वह उद्देश्य हे 
बच्चों की पाठ देना | बच्चे को पाठ देने का उदाहरण ऐसा ही है जैसा 
कि किसी यात्रा के लिए प्रस्थान करना । यात्रा करने से पूव यात्री को 
निश्चत करना पड़ता है कि बह कहाँ जायगा | उसे इस पर भी विज्लार 
करना पड़ता है कि बह किस माग से यात्रा करे कि कम से कम परेशानी 


शित्षा-विधि *£ 
और दिक्कत में यात्रा पूरी हो जुय और यात्रा करने से पहिले उसे 
प्रस्थान करने की जगह भी नियत कर लेनी पड़ती है । कुछ इसी प्रकार 
बच्चों को शिक्षा देने का विषय भी है | शिक्षक बच्चे को पाठ द्वारा कहीं 
ले जाना चाहता है। इसलिए कोई मार्ग और कोई प्रस्थान का स्थान 
सो अवश्य होना चाहिये बना उसकी दशा जंगलों में भमठकते हुए 
यात्री जैसी हो जायगी। इसलिए चतुर अध्यापक के सामने पाठ 
पढ़ाने से पहिले तीन अत्यन्त महत्वपूण! प्रश्न होते हैं । पहिला यह कि 
उसका उद्दृश्य क्या है; दूसरा यह कि पाठ आरम्भ करने के पढ़ेले 
प्रस्थान करने का उचित स्थान क्या हो सकता है और तीसरा यह के 
कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिये। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर का 
स्पष्टीकरण स्वयं उसकी योग्यता पर, बच्चे की वर्तमान मानसिक 
अवस्था पर और बच्चे की दस कोष में वृद्ध करने की प्राकृतिक 
प्रवृत्ति पर होता है जिसका ज्ञान अध्यापक को अनिवाय रूप से होना 
चाहिये। 

शिक्षा की दो रीतियाँ--शिक्षा-विधिय्रों में दो रातियाँ सबसे 
'पहिले हमारे सामने आती हैं। दोनों का उद्देश्य सदेव एक ही है 
अर्थात्‌ बच्चे के ज्ञान को विस्तृत करना और उसको व्यवस्थित करना | 
मगर दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है। एक में शिक्षक प्रारम्भ से 
ही विद्या को क्रमानुतार और व्यवस्थित रूप में विद्यार्थी के सामने 
रखता है| पहिले शिक्षा-सिद्धान्तों ओर परिमापाओ्रों से जानकारी कराता 
है और फिर घीरे-धीर जब वह ऊँची शिक्षा प्रात करता है तो इन 
सिद्धानतों की सच्चाई अपने प्राम अनुभवों में देखता है। यह [987 प6<- 
८८ (४४४०० है। दूसरी रीति में विद्यार्थी को निद्धान्तिक तक से अलग 
रक्खा जाता है। वह अपने पद्रवेक्षण से, अपने प्रयोगों से और अपने 
परिणामों से विभिन्न सिद्धान्त वना लेते हैं जिनकी नच्चाई वह ओर पाठों में 
अधिकतर पाते जाते हैं । इस रोति को 8006४ ४७2 शै>४ा0त0 
कहते हैं | उदाहरण केरूप में पहले तरीके के माननेवाले 


६० शिक्ञा-शास्त्र 


भाषा पढ़ाने में अपने बच्चों को व्याकरण के पाठ देने लगते 
हैं। वह उनकों सब नियम कंठाग्र करा देते हैं और बताते 
हैं कि यह नियम आगे चल कर सहायता देंगे। इसके प्रतिकूल दूसरी 
शिक्षा-प्रणाली के समथक बच्चों को छोटे छोटे दिलचस्प वाक्य पढ़ाते 
हैं ओर एक ही प्रकार के वाक्‍्यों से व्याकरण के छोटे छोटे मगर महत्त्व- 
पूण नियम याद कराते हैं ओर इस प्रकार धीरे धीरे स्वयं बच्चों से 
व्याकरण के नियम निकलवा लेते हैं। इसी प्रकार भूगोल के पाठों में 
पहिले नियम के समथक भूगोल की परिभाषायें याद कराते हैं । प्रथ्वी 
की परिभाषा करते हैं; उसका आकार, उसकी कीली, विश्वत रेखा, 
पहाड़, समुद्र ,खाड़ी, द्वीप इत्यादि बताते हैं ओर अन्त में प्रथ्वी और 
उसके विभिन्न भागों की एक क्रमानुगत शिक्षा देते हैं; लेकिन दूमरी 
शिक्षा-विधि के हामी तुरन्त वातावश्ण से भूगोल की शिक्षा प्रारम्भ 
करते हैं और धौरे धीरे भूगोल की शिक्षा को विस्तृत रूप देते जाते हैं 
ताकि बच्चा अपने प्रयोगों से अपने ज्ञान के कोंप को बढ़ाता रहे और 
क्रमबद्ध करता रहे। इसी प्रकार हम ड्राइंग और आए की शिक्षा में 
भी इन दोनों शिक्षा-विधियों की ठुलना कर सकते हैं। एक घूरत तो' 
यह हो सकती है कि हम बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेखायें खींचना 
सिखाये। उसकों कोण और उसके विभिन्न रूपों के खींचने का अभ्यांस 
द्‌ | उसको तरह तरह की सुडोल शक्लें खींचना बतायें और इस तरह 
घीरे धीरे आट के प्रारम्भिक सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाते हुए इस कला की 
शिक्षा में आगे बढ़े | दूसरा रूप यह हो सकता है कि बच्चा एकदम 
चौज़ों को आकृति बनाना और बिगाड़ना प्रारम्भ कर दे और इस तरह 
धीरे धीरे नक्शा खींचने की कला के साधारण सिद्धान्त स्वयं सीखे 
ओर उनसे लाम उठाये | 

अब प्रए्न यह है कि इन दोनों विधियों में से कौन लाभप्रद है और 
कौन नहीं ! इसका उत्तर यह है कि “यद्यपि शिक्षक का प्रत्यक्ष 
उद्देश्य यह है कि बच्चे के ज्ञान को विस्तृत और व्यवस्थित -करे 


शिज्षा-वधि ६१ 


फिर भी वह अपने इस उद्देश्य में सैफल नहीं हो सकता अगर बह बच्चे 
को दिलचस्पी को उभार न दे, उसकी सम्भाषण करने की प्रदृत्ति में 
सजीवता न उत्पन्न करे ओर उसकी स्वयं काम करने की प्रवृत्ति को 
विकसित न कर दे | प्रयोगिक शिक्षा की यह सब उपज केवल 
एक ही तरह प्राप्त हों सकती है और वह यह है कि उन सब रीतियों 
से बचा जाय जिनमें बच्चा सहज रूप में हर चीज़ शिक्षक की योग्यता 
से प्राप्त करता है | विषय को स्वयं बच्चे के दृष्टिकोण से सामने 
लाया जाय | कोई भी विष्रय क्‍यों न हो जिसे हम अपने विद्यार्थी के 
सामने लाना चाहें यह आवश्यक है कि अगर बिद्यार्थी इस विपय को 
शुरू करने की योग्यता रखता है तो उसके पास उच्चित मानसिक चित्रों 
और सामान्य प्रत्ययों का एक पूर्व अनुभव होगा जो कि उसके अगरित 
प्रयोगों का एक भाग होगा ओर अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि वह 
उन्हीं सामान्य प्रत्ययों को सामने रखते हुए शिक्षा प्रारम्भ कर । हमें 
चाहिये कि बच्चों के पू्व-ज्ञान के भण्डार को सामने रख कर शिक्षा 
प्रारम्भ करे | उसके सामान्य प्रत्ययों को उचित रीतियों से पढ़ाई, लिखाई, 
निरीक्षण ओर प्रयोग इत्यादि से विस्तृत रूप दें और इस तरह 
'वह जो कुछ ज्ञान प्राप्त करे उसको एक नियमबद्ध संगठन के आधीन 
ले आये |?'# 

सम्भापण को रोति--7220प764ए०७ और ॥56प्रकरांत्र॒& 
शिक्षा-विधियों के अतिरिक्त एक और रीति बहुत ही लाभप्रद प्रमाणित 
हुईं है जिसमें बच्चे की प्राकृतिक शक्ति 'कोतूहल” को काम में लाते हैं 
ओर इस तरह उसको एक सम्भाषणु करने वाले की तरह नई नई बातें 
स्वयं मालूम करने के अवसर देते हैं। बजाय इसके कि कोई बात बच्चे 
को सीधी बता दी जाय इस शिक्षा-प्रणाली में बच्चा उस बात को अपने 
आप उचित प्रश्नों- द्वारा खोज लेता है | इस विधि को सम्भाषण की 


- के +609700%६: : ,रि/007968 07 #तप्रठ७709, 7. 
63. 





६२ शित्ञा-शास्त्र 


विधि (०ए००४७४०७ (७४00) कहते हैं । यह साइन्स और मूमिति 
के पाठ पढ़ाने के लिए. विशेषतः बहुत लाभप्रद है। अध्यापक बच्चों 
की योग्यता को सामने रखकर नए पाठ को इस प्रकार उनके सामने 
पेश करता है कि उनकी प्रवृत्ति स्वयं नई-नई बातें खोजनेवाली हो 
जाती है। वह अपने पाठ में अत्यन्त देलचस्पी लेते हैं। उनकी प्राकृ- 
तिक प्रवृत्ति जाग उठती है ओर वह पाठ के बीच में स्वयं साइन्स के 
नये-नये सिद्धान्त या मूमिति के नए-नए, नियम समझ लेते हैं । 

उदाहरण के रूप में अगर अध्यापक को बच्चों को पानी को भाष 
बनाकर उड़ाना पढ़ाना है तो उसका पाठ :निम्नलिखित प्रश्न व 
उत्तर पर निर्भर होगा। 

प्रश्न--इस प्याले के पानी को हम गरम कर रहे हैं । यह 
धुआँ सा पानी में से क्या निकल रहा है। 

उत्तर--पानी की भाषण | 

प्र«--यह भाप कहाँ जा रही है १ 

उत्तर--हवा में मिल रही है । 

प्रश्त--क्यों हवा में पानी होता है ? 

उत्तर- हाँ । 

प्रश्न--किस रूप सें ? 

उत्तर--भाष के रूप में | | 

प्रश्न--यह पानी की भाप कहाँ से आती है ? 

उत्तर--(१) हम जो पानी फंकते हैं वह हवा में भाप बनकर मिल 
जाता है। .(२) नदी-नालों का पानी भो हवा में भाप वनकर मिल 
जाता है। (३) जो कपड़े हम धोते हैं उनका पानी भी हवा में माप 
बनकर मिल जाता है। | 

प्रश्न-जों पाना हम फंकते है . वह साप में किस तरह मिल 
जाता है ? 

उत्तर- - सूरज की गर्मी से | 


ह। 


शिकत्षा-विधि द्व्डे 


इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाब्रगा कि किसी वात को स्वयं बताने 
की अपेक्षा शिक्षक उसको विद्यार्थी से निकलवा लेता है। यह रीति. 
जैसा कि बताया जा चुका है, साइन्स, भूमिति और चरित्र-निर्माण 
के पाठों में बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुई है । | 

शिक्षण-प्रणाली--अवब हम उन सिद्धान्तों पर एक सरसरी नज़र 
डाल सकते हैं जिन पर अच्छी शिक्षा की नींव रकखी जाती है| यह 
सब सिद्धान्त एक ही विशेष नियम के आधीनम हैं अर्थात्‌ बच्चे के मस्तिष्क 
को एक वढ़ती हुई और विकास-प्राप्त वस्तु समझना और विद्या 
को बच्च के सामने उसकी बुद्धि की शक्ति के अनुसार ऐश करना | 
अतएव शिक्षा-शास्त्रियों ने कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त बनाये हैं जिनको स्देव 
स्मरण रखना अध्यापक के लिए अनिवाय है। यह सिद्धान्त बुद्धिमानों 
के कथनानुसार शिक्षण-कला में महत्व रखते हैं, इसलिए अच्छा होगा 
कि हम उनको यहाँ पर संक्षेप में वशन कर दें । 

ज्ञात से अज्ञात--शिक्षक के लिए. आवश्यक हैं कि वह अपना 
पाठ बच्चों के सामने इस प्रकार रक्खे कि एक तरफ़ बच्चों के ज्ञान क 
काम में लाये ओर दूसरी ओर उनकी कोतूहल की ग्राकृतिक शक्ति को 
उभार दे ओर उन दोनों की सहायता से उनको नई बातें सिखा दे | इस 
सम्बन्ध से यह वात बाद रखने की है कि प्राय: शिक्षक वच्चों के पूव- 
ज्ञान के विपय में गलत अनुमान लगा जाते हैं। कुछ चीज़ों के विपय में 
वह समझते है कि बच्चे उन्हें जानते हैं हालाँकि वह उनके नाम तक से 
परिचित नहीं होत । अमेरेका क एक प्रसिद्ध शिक्षा-शासत्री डाक्टर 
स्टग्ले हाल ने एक बार वच्चों पर इसःप्रकार के प्रयोग किये कि बह 
साधारण वस्तुओं को जिनके विपय में हमारा अनुमान होता है कि बच्चे 
इनको अवश्य ही जानते होंगे जानते हैँ या नहीं। डाक्टर हाल के 
परिणामों में से कुछ निम्नलिखित हैं :--- 

शहर वोस्टन में ८० पग्रतिशत॒ वच्च शहद की मक्‍्खी के छुत्तो से 
ऋनभमिज्ञ थे ! 


द४ शिक्षा-शास्त्र 


७७ प्रतिशत कोौबे से अनभिज्ञ थे १ 

६९.४ ,, चींटी नहीं जानते थे | 

६१ ,, गिलहरी नहीं पहिचानते थे | 

८७ » वॉक का पेड़ नहीं जानते थे । 

६५ ,, इद्ध-घनुषध से अनभिज्ञ ये। 

यदि इस प्रकार के प्रयोग हम अपने स्कूल में करे 
'तो हमें मालूम होगा कि बहुत-सी ऐसी साधारण वस्तुयें निकलेंगी 
जिनसे बच्चे बिलकुल अपरिचित होंगे | इसलिए इस बात की 
आवश्यकता है कि शिक्षक बच्चे के पूवश्ञान का यथार्थ अनुमान करे 
और अपने पाठ के समय उन्हीं चीज़ों का वर्णन करे जिनके बारे में 
उसे पूरा विश्वास हो कि बच्चे इनको अवृश्य ही जानते होंगे । 

ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने में बच्चे की मनोज्रत्ति का दृष्टिकोण 
मौजूद है। बच्चा धीरे-धीरे अपने श्ञान के सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार 
"की नई बातें सीख सकता है कि उसकी जिज्ञासा ओर कोतृहल-शक्ति 
जाग जाती है। वह पाठ में दिलचस्पी लेता है और उस ओर अधिक 
से अधिक ध्यान आकर्षित करता है जिसका अनिवाये परिणाम-यह होता 
है कि शिक्षक अपना काम सरलतापूवक निभा सकता है | 

राशिभूत से भाववाचक--इसी सिलसिले में शिक्षा देने की 
'दूमरी रीति बताई जाती है | बच्चों को राशिभूत से भाववाचक बातें 
बताना अपेक्षाकृत कठिन है| जिस तरह बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की 
ओर ले जाते हैं, बिलकुल इसी तरह उसे राशिभूत बातों से कल्पना- 
त्मक बातों की ओर ले जाना चाहिये। चीज़ को बच्चे देख सकते 
हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ओर उससे प्रसन्न हो जाते हैं; 
इससे वह स्वभावत: बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। इसके मुकाबिले में जो 
'बातें केवल कल्पना पर ही अवलम्बित हैं, जिनका कोई प्रत्यक्ष रूप न हो 
और जिनको बच्चा अपनी कल्पना में भी मुश्किल से ला सकता हो 
उनमें वह कभी भी दिलचस्पी न लेगा | सफल अध्यापक का कतव्य है 


लि 


शिक्षा-विधि 44५ 


के वह बच्चों के “ज्ञान” को काम में लाते हुए उन्हें “काय- 
शील” वातों की ओर ले जायें। यही कारण है कि बच्चे को गिनती 
सिखाने में गोलियाँ बगेरह प्रयोग कराते हैं ताकि बच्चा पहिले 
राशिभूत चीज़ों की गिनती से संख्या का ज्ञान प्रात कर सके और फिर 
उनके सही भाववाचक सामान्य प्रत्यय अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख 
सके | इसी प्रकार बच्चों को चरित्रग्मठन का ज्ञान देते समय इस बात 
की आवश्यकता है कि उनको ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनाई जाये 
जिनमें कहानियों के पात्र जीते-जागते प्रत्यक्ष रूप में वर्णन किये जाये 
ओर उनके कृत्य भी प्रतिदिन के जीवन-कार्यों से सम्बन्धित ओर 
मिलते-जुलते हों, मगर परिणाम में वह चरित्र-गठन को बात छिंदा हं, जो 
शिक्षक बच्चों को सिखाना चाहता है | इसी तरह के ओर भी उदाहरण 
बतलाये जा सकते हैं | लेकिक' इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पाठ 
प्रत्यक्ष चीज़ों से प्रारम्भ होकर अप्रत्यक्ष पर समाप्त हो जायें, बढ्कि राशिभूत 
चातों से भ[ववाचक वातों की ओर आयें ओर फिर भाववाचक वातों 
का सम्बन्ध राशिमूत वातों से करें ताकि उनकी सचाई का प्रमाण 
मिल सके | 

सरल से जटिल--श्रध्यापक के लिए तीसरा सिद्धान्त यह है कि 
पहले बह बच्चों को सरल बातें बताये ओर फिर धीरे-धीरे जटिल और 
कठिन वातें समकाये | सरल और कठिन बातें भी विभिन्न लोगों 
के लिए विभिन्न होती हैं। आप जिस बात को सरल समझते हैं सम्भव है 
यह बच्चों के लिए कठिन हो या आपके विद्यार्थियों के लिए कठिन हो । 
इसी तरह जिस वस्तु के विषय में आपका विचार हैं कि वह कठिन है 
सम्भव है कि वह बच्चों के लिए सरल हो | जेसे मूमसिति या रेखागशित 
के विषय में बिन्दु, रखा, चित्र इत्यादि शब्दों की परिभाषा के बाद 
धीरे-धीरे हम कठिन शक्कों ( आकृतियों ) और वातों पर आते हैं 
ओर इस प्रकार सरल से कठिन की ओर जाते हैँ। क्‍या यह रीति 
शक बच्चे के लिये उचित है? क्या बच्चा बिन्दु, रेखा व कोण वगरह के 

रट्‌ 


शिक्षा-शास्त्र 


जद 


प्र 
ज्ञान में दिलचस्पी ले सकता है! विश्व्वस्त रूप से नहीं। इसके लिए 
हमें रखागशित के पाठ इस तरह चुनने चाहिये जिससे वह दिलचस्पी ले 
सके, उसका पूर्व-श्ञान काम में आ सके और वह सरल से जटिल! 
की ओर जा सके | इसी तरह हम बच्चे को अगर भूगोल के पाठ में 
पृथ्वी का अपनी कीली पर घूमना समझायें और बताये कि दिन-रात 
किस तरह होते हैं तों यह उसको अपेक्षाकृत कठिन और जटिल 
बात मालूम होगी । लेकिन यदि पहिले उसको सरल बातें बताये जो कि 
पहिले ही से उसके ज्ञान में हैं तो यह काम कठिन न होगा। बच्चा सुबह' 
सूरज का निकलना ओर संध्या समय अस्त हो जाना जानता है। अब 
अगर प्रथ्वी को किसी गोल गेंद से दिखलाया जाय और एक मोमबत्ती 
को यूरज मानकर गेंद को घुमाया जाय तो इस सरल ओर दिलचस्प 
सामान से वह दिन-रात का होना भत्नी प्रकार समझ सकता है। ऐसे 
ही उदाहरण हम इतिहास के पाठ में भी दे सकते हैं। यदि अध्यापक 
जाति या वण, बादशाह और पार्लियामेन्ट, शासन और कानून 
इत्यादि के विषय में बच्चों को पढ़ाने लगे तो वह भेंस के सामने बीन 
बजाने के समान होगा ओर बच्चों के पल्ले कुछ न पड़ेगा | जो चीज़ें 
इतिहास की अ ब स हैं वह इतिहासकार के लिए सरल हैं पर 
वह बच्चों के लिए अत्यन्त कठिन हैं ओर जटिल भी । बच्चों के लिए 
तो यह आवश्यक है कि इतिहास के प्रारम्भिक पाठ ऐसी कहानियों के 
रूप में बताये जायें कि जिनमें अत्यन्त रोचकता हों और अधिकता के 
साथ काम हो ताकि वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को काम में लाकर 
न केवल उन ड्रामों से आनन्दित हों वल्कि इतिहास के मुख्य उद्देश्य 
से प्रभावित मी हों | 
मनोविज्ञान और तक-शाख्र की रीतियाँ--शिक्षा के विपय में एक 
सम्मति जो बहुत महत्ता रखती है यह है कि हमें चाहिये कि तक-शाख्र की 
रीतियों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक रीतियों को प्रथम स्थान दे | इसका 
अथ यह है कि बच्चे की शिक्षा में उसकी मानसिक शक्ति को -सामने 


अदला “+- 


5260“: ई ने 


उस  2की 


शिक्ष:-विधि ६७ 


रखना चाहिये। अध्यापक का« कत्तव्य है कि वह बच्चे के मानसिक- 
विकास के अनुसार उसे शिक्षा दे | बह प्रत्येक पग पर उसकी ग्राकृतिक 
शक्तियों को, उमके अन्त: क्षोमों को, उसकी ग्राकृतिक ग्रद्ृत्तियों ओर 
स्वभाव को, उसके सोच-विचार और तक को अर्थात्‌ उसकी मानसिक 
शक्तियों को सामने रक़्खे ओर उनके अनुसार शिक्षा दे | ऐसा न हो कि 
वह बच्चे की मानसिक शक्ति पर ध्यान न दे ओर एकदम तक के अनुसार 
शिक्षा देने लगे चाहे वच्चा समझे या न समझे | जैसे शिक्षक एक १० 
साल के बच्चे को प्रकृति में कारबोनिक एसिड गैस का प्रवन्ध समकाना 
चाहता है तो यह सरासर नादानी होगी कि वह एकदम मनुष्य का 
आक्सीजन और कारबोनिक एविड गैस के सम्बन्ध को सममाकर पौदों 
की खूराक पर एक विस्तृत विवेचना करने लगे और बताने लगे कि 
जो गैस आदमियों के लिए हानिकर है वही पौदों के ज्षिए लामप्रद होती 
है ओर इस तरह प्रकृति में आक्सीजन की कमी नहीं होने पाती इत्यादि | 
इसके प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक रीति यह हो सकती है कि बच्चे के सामने 
छोटे-छुंटे प्रयोग किये जाये जिससे बच्चा स्वयं परेणाम निकाले | प्रयोगों 
में निरीक्षण के समय उसकी प्राकृतिक प्रदत्त विकसित होगी ओर वह 
अपने पाठों में बहुत ही दिलचस्पी लेना अनुभव करेगा। यही नहीँ, 
उन्हीं प्रयोगों की बदौलत वह तक के उन परिणामों पर पहुँच जायेगा 
जिन पर अध्यापक उसको पहुँचाना चाहता है । 

कुछ ओर आवश्यकोय सम्मति--बच्चे का ज्ञान अपेक्षाकृत 
“अधुरा, अस्पष्ट ओर भोंडा” होता है। अध्यापक का काम है कि 
उसे अपेक्षाकृत “पूण, स्पष्ट और सुव्यवस्थत”” कर दे। यह काम 
उसको इस तरह करना पढ़ता है कि जो कुछ बह बच्चों को पढ़ायें बह 
बहुत ही दिलचस्प हो । इसी कारण शिक्षा-वि का पूण विश्लेप्ण 
होना आवश्यक है जिसका अर्थ यह हैं कि पहले जटिल बातो के 
छोटे-छोटे भाग कर लिये जाये जिसे बच्चों के मस्तिष्क तुरत्त 
ग्रहण कर सके और फिर पूरे भागों की सहायता से जदिल च॑जे 


द्ष्८ शिक्षा-शास्त्र 


सरलतापूर्वक समझाई जा सकती हैं | दसी कारण शिक्षा-शास्तरियों का 
यह कथन है कि हमें विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ चलना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त शिक्षा-समय में प्रकृति की समानता करना भी आवश्यक 
है | इसका मतलब यह है कि हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली का खुनाव 
बच्चे के शारीरिक ओर मानसिक विकास के अनुसार करना चाहिये। 
इसी कारण कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का विचार है कि प्रारम्भिक काल में 
बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाय कि जिससे उनकी पंचेर्द्रियों का 
विकास हो | इसके बाद उसे कंठाग्र करने अथवा रटने की बातें बताई 
जायें क्‍योंकि उनका विचार है कि छोटी आयु में स्मरण-शक्ति बहुत 
तेज होती है। बड़ी आयु में बच्चे को इस बात का मोका दिया जाय 
कि वह अपने विचार और तक को उन्नत करे | हमें यहाँ पर इस विचार 
की सत्यता पर तक-वितक नहीं करना है लेकिन यह अवश्य है कि बच्चे 
की प्रवृत्ति ओर उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का लिहाज 
शिक्षा समय में रखना अध्यापक के लिए अनिवाय है । 

एक ओर सिद्धान्त जो अध्यापकों के लिए स्थायी निर्देशन का 
काम देता है यह है कि “बच्चे को शिक्षा को शिक्षा-विधि और 
क्रमानुगति, दोनों बातों में मनुष्य के इतिहास के अनुसार होना 
चाहिये।” यह सिद्धान्त इस बात पर बना है कि बच्चा गर्भाधान के 
समय से जन्म के समय तक जिन-जिन परिवतनों में से होकर आता 
हैं वह सव लगभग वही हैं जिनमें जीव-विद्या के अनुसार मनुष्य 
बनने से पहिले जीवाशु को गुजरना पड़ा था। इसके अतिरिक्त 
यह भी देखने में आता है कि बच्चे की उत्पत्ति से पहिले और 
बाद के जीवन के भाग पशु-जगत के जीवन की श्रोष्ठ श्रेणी से 
समानता रखते हैं ओर बच्चे के विकास की प्रारम्भिक श्रेणियाँ 
ऊच दर्जे के पशुओं के जीवन से बहुत कुछ मिलती-जुलती 
हैं। इस एकता को हम एक साधारण रीति से समझा सकते हैं। 
जिस तरह बच्चे की बोलने की शक्ति की प्रगति श्रपेक्षा- 


शिक्षा-विधि छह 


करत आखिरी समय में प्रगट होबी हैं इसी तरह निस्मन्देह यह शक्ति 
वंश में भी बाद में प्रकट होंगी जब कि मनुष्य पशु की अ्रवस्था 
से निकला होगा | बच्चे के मानसिक कृत्यों का प्रारम्भिक स्वरूप, जिसमें 
इन्द्रियों की श्रन्तबोध, शक्ति, गति ओर सहज शक्ति अधिक रहती है, 
उच्च वग के पशुओं ओर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से समानता करती 
है। एक जंगली के खिलोनों से प्र म॒ में, उसके शब्दों के आविष्कार 
में, उसके रंगों में अधिक तेज रंगीं की चाह में, उसकी भड़कीले 
किस्म की पोशाक के शौक में, उसकी चित्रण कला में, उसके 
तांत्रिक बातों के सच मान लेने ओर उसकी डराने वाली बातों 
में हम उसे छोटे बच्चे से बहुत कुछ समान पाते हैं। नीति- 
शास्त्र के व्यास में अनिश्चित गति से अनिश्चित गतियों की ओर 
कदम बढ़ाना, इन्द्रियदमन पर अधिकार पाना और अपने चरित्र 
के वाह्य स्वरूप से आन्तरिक स्वरूप की ओर आकर्षित होना 
यह सब बातें वैवक्तिक ओर वंश की उन्नति की एकता प्रकट 
करती हैं |* 

मतलब यह कि बच्चों को पाठ देने के सिलसिले में अध्यापक के 
लिए. आवश्यक है कि वह उनकी दिलचस्पी को बनाये रक्‍्खे। हमने 
जितने भी शिक्षण-सिद्धान्त प्रतिलिपि किये हैं इन सब में बच्चे की प्रवृत्ति 
का लिहाज रखा गया है | बच्चे की. प्राकृतिक शक्तियों और अन्य 
मानसिक शक्तियों क्रो सामने रक्खा गया है और उसकी व्यग्नता 
ओर प्रतिक्षण बढ़ती हुई जिज्ञासा और अनभव करती हुई मानमिक 
शक्तियोंपर ध्यान दिया गया है। संसार म॑ शिक्षा-शास्त्रियों ने जितनी भी 
' शिक्षा-प्रणालियाँ आविष्कृत की हैं उन सब में यही सिद्धान्त निद्धित 
है; अर्थात्‌ बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का नहीं 
अनुमान लगाते हुए ऐसे तरीकों से शिक्षा देना जिससे बच्चों के लिए 


अपन कप ८4--+ 3-7 कतननान नमन कननननीननननीभशन नानक भ५+ नल नत-+ 4“ कब पनशापक नल न लनननानन नमन नाक नन4५9५+4भ+ न नननत न ++ ५ 


* ए697707 : र-७700968 छत पितैघर&00, 9, 72. 


७० शिक्षा-शास्त्र 


सबसे ज्यादा दिलचस्पी ओर कम सेंट कम भार हो। अतएव बच्नों 
की शिक्षा में “हाथ के काम” पर बहुत ज़ोर दिया गया है। स्वयं 
काम करने से बच्चे की सब मानसिक शक्तियाँ मानों जाग जाती हैं | 
वह बातें इस तरह नहीं सीखता कि शिक्षक ने उसे बता दिया और 
बस ! वह स्वयं चीज़ों को हाथ में लेकर उनको बनाकर 
ओर विगाड़कर ओर उनको मुख्य रीतियों द्वारा व्यवहार में लाकर 
नई बातें सीखता है और इस रीति से खेल-खेल में ही शिक्षा 
ग्रहण कर लेता है। 


प्ररन 

१-.इस वाक्य से आप कया समझा हैं? “वास्तविकता से 
अवास्तविकता की ओर चलो” । उदाहरणों द्वारा सममाइये । 

२--बच्चों के लिए पाठ के सिखाते समय “अधिक कार्य” की 
क्यों आवश्यकता है ? उदाहरण देकर सममाइये | 

३ -उदाहरणों द्वारा समकाइये कि आप किस प्रकार की 
बाते बच्चों को स्वयं बतायेंगे ओर किस प्रकार की बातें 
उनको निरीक्षण द्वारा मालूम करायेंगे ? 


४--द्स्तकारी एक शिक्षण-विधि है, न कि अलग से एक विषय |? 
इस बात का मतलब संक्तेप में बताइये । 
५४--निम्नलिखित बातों पर अपनी सम्मति दीजिये : - 
(१) श्याम्न-पट कक्षा की जान है । 
(२) सरल से जटिल की ओर चलो | 
(३) जैसा शिक्षक वैसा स्कूल | 


६-- दम्तकारी द्वारा शिक्षा” के सिद्धान्तों की मनोवेज्ञानिक 
पहलू से व्याख्या कोजिये और यह बताइये कि वेसिक 


आम 


शक्षा-5 घर ७१ 


#2 कण 


शिक्षा हमारे बच्चों के लिर क्यों इतनी सफल सद्ध हुई है ? 
(नामल) 
3ऊउ--आप “कास करने से सीखना” के सिद्धान्त को भूगोल के 
पाठों में किस हद तक जारी कर सकते है ? [ सी: टी० ] 
ये -ऊुछ मुख्य-म्रुख्य सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये जिनका 
सब शिक्षाविधियों पर प्रभाव होता हैं। [| सी० टी० ] 
६ -डउदाहरणों द्वारा समझाइये कि आप “कास करने से 
साखना? के सिद्धान्त को इतिहास पढ़ाने में किस तरह कास 
में ला सकते हैं | [ सी० टी० ] 


अच्याय 9 
शिक्षा के उपाय 


अब तक हमने शिक्षा देने की रीतियों पर विवेचना की है; अर्थात्‌ 
इमने यह बताया है कि जो कुछ बच्चे को पढ़ाना है उसको शिक्षक 
क्िन-क्रिन विधियों से पढ़ा सकता है ताकि बच्चे का मस्तिष्क उसको 
ग्रहण कर ले | हमने पहिले कुछ सिद्धान्तों की चर्चा की जिन पर प्रयोग 
करना या सदैव दृष्टि के सामने रखना उसके लिए अनिवाय हो जाता 
है | फिर हमने शिक्षा की कुछ स्थायी रीतियाँ बताई जिनमें शिक्षा देने 
के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए ऐसे शिक्षा-प्रबन्धों का चुनाव हुआ 
है जिनसे हमें इस कठिन काम में अधिक से अधिक सहायता मिल 
सके | अब हमको यह देखना है कि शिक्षक अपने पाठ के समय में 
कौन-कोन सी चीज़ों से सहायता ले सकता है। वह कोन-कोन 
हथियार हैं जिनसे सुसज्जित होकर शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए अपने पाठ पर सफलता के साथ विजय प्राप्त कर सकता है। 
अर्थात्‌ उस सम्बन्ध में शिक्षक की शिक्षाविधि से तक करना ध्येय 
नहीं है | यह समझ लिया गया है कि अध्यापक बच्चों की प्रवृत्ति से, 
उनकी मानसिक शक्तियों से, उनके पूवज्ञान से, उनकी प्रतिक्षण बेचेनी 
ओर विकास की ओर बढ़ती हुई जिज्ञासा से ओर उनके वातावरण 
से पूण रूप से परिचित हैं । इनके अतिरिक्त वह उन बातों से सी 
परेचित है जो कि वच्चों को शिक्षा देने की जान हैं। अरब हमें उन 
सहायक सामग्रियों ओर बातों पर प्रकाश डालना अभीष्ट है जिनकी 
सहायता के बिना कोई शिक्षक सफलता के साथ अपने बच्चों को नहीं 
पढ़ा सकता चाहे दद कितना ही मनोविज्ञान वा ज्ञाता हो, किलना ही' 


शिक्षा के उपाय छररे 
शिक्षाविद हो ओर कितनी ही अच्छी शिक्षा-प्रा हयाँ जानता हो, उन 
चीज़ों और वातों में अव्यापक की वर्ण॑न-शैली, हाव-भाव के साथ 
वर्णन करना, अर्थों' की व्याख्या, प्रश्त और उत्तर, श्वामपट का 
प्रयोग, चित्र ओर नक़शे आदे की सहायता, पुस्तकों, कापियों और 
स्‍लेटों का प्रयोग इत्यादि बाते सम्मिलित हैं | 
“शिक्षा देने के समय शिक्षक को न केवल शिक्षा वधि की वावत 
सोचन। पड़ता है बल्कि कुछु वाह्य रीतियों और नियमों की वाबत भी 
जिनकी उसको समय-समय पर आवश्यकता पड़ सकती है या 
जिनकी सहायता की आवश्यकता उसे पाठ पढाने के समय हो 
सकती है। जैसे कि एक अवसर पर शिक्षकों से प्रश्न करना और 
उनको बोलने का अवसर देना अच्छा तरीका हो सकता है और 
किसी दूसरे अवसर पर शिक्षक के वास्तें स्वयं ज्यादा बोलना ओर सीधे 
शिक्षा देना हितकर हो सकता हैं ।?* 
वर्शन--प्राय: अध्यापक बच्चों को कहानी-किस्से के रूप में पाठ 
पढ़ाते हैं | ऐसी दशा में इस वात की आवश्यकता है कि वह कहानी 
को हावभाव के साथ वणुन करें | छोटे-छोटे.-बच्च कहा नियाँ सुनना बहुत 
पसन्द करते हैं, विशेष कर ऐसी कहानियाँ जिनमें बुराई पर सज़ा और 
भलाई पर इनाम मिलता है या जो परियों या देवों की कहानियाँ होती 
हैं। इन कहानियों में काम प्राय: कई बार दोहराये जाते हैं | बच्चे एक 
ही काम को वार-वार दोहराये जाते सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं 
ओर अपनी कह्पना के 'चत्रपठ में कहानियों के कृत्यों को अदूधृत और 
अनोखे रूप में दखते हैँ। बड़े बच्चे साधारणत: ऐसी कहानियाँ 
पसन्द करते हैं जिनमें बहादुरी की वातें हों; उनसे बड़ी आयु के वच्च 
उन कहानियों में दिलचस्पी लेत हैं जो उनकी कल्पना में हलचल 
कै. 97807 : #:770768 00. शितप्रठछ/00, 


40, 2७४): 





3४ शित्ञा-शार्त्र 


मचा 3 और उन्‍ऊहो विचार ओर कायरूयप में परिणत कर देने को 
विवश करें | सफल अध्यापक का यह कत्तव्य है कि कहानी हू ढ़ने में 
और उसको वन करने में अपने शिक्षार्थियों को ध्यान में रक्‍्खे | 
जिस आयु के बच्चे हों उसी के अनुसार कहानियों का चुनाव करें और 
उसी के अनुसार वर्शन करने का तरीका ग्रहण करे । अतएव छोटे- 
छोटे बच्चों के लिए जो कहानियाँ चुनी जाये उनमें प्लाट वहुत सीधा- 
सादा हो और दृश्य बहुत कम तथा दिलचस्प ओर सरल हों । हमारी 
भाषा में ऐसी कहानियों की कमी नहीं है। बहुत छोटे-छोटे बच्चों के 
लिए चिड़िये-चिड्डों की कहानी की किस्म की सैकड़ों कहानियाँ यहाँ हैं 
जिनको प्रत्येक घर में बच्चों के सामने दोहराया जाता है और वे 
उन कहानियों को वारबार सुनते हैं ओर पुलकते हैं । इसी तरह बड़ी 
अग्यु के बच्चों के लिए धार्मिक कहानियों के अ्रतिरिक्त सैकड़ों बहादुरी 
के किस्से हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनको वच्चां के सामने सफलतापूबक 
कहा जा सकता है | 

कहानी को चुन लेने के बाद अध्यापक की यह विशेषता होनी 
अप्हिये कि कहानी को कहने में अपना ज़ोर लगा दे | वह कहानी को 
अपनी कक्षा की योग्यता के अनुसार वणन करे। कहानी को धीरे-धीरे 
'ओऔर साफ-साफ़ बच्चों के सामने कहे | जहाँ तक हों सके कहानी को 
बिना क्रम के एकदम बच्चों को सुना दे या अगर कहानी लम्बी है तो 
ऐसे भागों में उसे विभक्त कर ले कि प्रत्येक भाग स्वयं पूरा हो और 
ऐसे शब्द प्रयुक्त करे कि जिनसे कहानी में रंग आ जाय ओर बच्चे 
यह समझने लगें कि कहानी का ड्रामा उनकी कल्पना के परदे पर 
खेला जा रहा है | ह 

“बस न केवल उचित कहानियाँ ही चुनी जायेँ बल्कि उनको ऐसे 
सीघतरे-सादे तरीके से साफ-साफ़ बण न कर दिया जाय, जिनमें कारणों 
के साथ-साथ शब्दों की मितत्यय॒ता का ध्यान रहे, जिनकी सापा विल- 
कुल दर्ज के लिहाज से बनाई गई हो, जिसका मतलब यह है कि उस 


शिक्षा के उपाय ७डे 


आया से कुछ अच्छी जो बच्चे, स्थ्यं पहिले-पहल प्रयोग करते हें, 
और जिसकी वरणन-शैली अत्यन्त चित्ताकर्पफ और ऐसी हो कि 
उसमें गति और हाव-माव अग्राकृतिक न मालूम हों। वह इस प्रकार 
से बण न की गई हो कि बच्चे उनकों स्वयं दोहरा सके ओर अनुभवगम्य 
रोति से कहानी की भाया को दोहरा सकें। या अगर वह चाहें तो 
उनको नाटक के रूप में आपके सामने रख सके | प्रारम्मिक अध्यापक 
के लिए श्रच्छा तो यह है कि वह अपनी चुनी हुई कहानियों को स्वयं 
अपनी भात्रा में लिख ले | बच्चों के सामने कहने की कोशिश के वाद 
उनका सही करे | उनमें से अनावश्यक बातों को छाँट दे और जो बाते 
साफ़ न हों उन्हें सुधार दे | उसको हर किस्म की कहानियों का संग्रह 
स्वयं करना चाहिये। जैसे तीन रीछ्यों की कहानी, सिन्दवाद के किस्म की 
परियों की कहानी, जानवरों की कहानियाँ, उन वीर पुरुषों और 
*त्रयों की कहानियाँ जो बच्चों के लिए दिलचस्प हों और दैनंदिन जीवन 
'की न३-नई कहानियाँ इत्यादि [? * 
विशद्‌ व्याख्या -छोटे-छोटे वच्च॑विशद व्याख्या को मापसन्द 
करते हैं। उनकी मानसिक शक्तियाँ इस योग्य नहीं होतीं कि विशद 
व्याख्या के बोक को सहन कर सके | अगर आए बच्चों के लेख पर 
दप्ट डालें तो आपको मालूम होगा कि उसमें या तो विशद व्याख्या 
विलकुल गायव ही होगी या अगर होगी भी तो बहुत कम | लेकिन 
फिर भी अध्यापक अपने पाठों में विशद व्याख्या से सहायता ले सकते 
हैं| यदि वह कोई ऐसी बात बच्चों को बताना चाहते हैं जो उनको 
पहले से मालूध नहीं है तो बह व्याख्या से सहायता लेंगे । वह उस 
बात को बच्चों को उनके पूर्वज्ञान का ध्यान रखते हुर वतायेंगे। 
ओर ऐसे शब्दों में उनके सामने व्याख्या करेंगे कि बच्चे उसको 


रन जञ-+«+-नसाानन- *ननन»«»-भ-ामरका+मव 





# #चद 6 7१680७९ : 70० ->0]070980)॥ ६0 /'७६- 
6/7 702, 9. 9]. 


७ शिक्षा-शास्त्र 


५६१ 


समझ लें | वह इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम 
जानते हैं बह आवश्यक नहीं है कि बच्चा भी उसकों जानता हो | इसी 
लिए वह उसको विशद व्याख्या के साथ वर्णन करते हैं और उस 
वणुन में वह बच्च के सामान्य प्रत्यय और उसकी जानकारी को सदैव 
अपने सामने रखते हैं। जेसे अगर अध्यापक बच्चों को गंगा नदी के विषय 
में बताना चाहता है तो पहले वह नदी और गंगा नदी को स्पष्टता के 
साथ वर्णन करेगा । अगर बच्चे नदी नहीं जानते तों उनके पूवशान 
को काम में लाकर नाला वगेरह की सहायता से नदियों का सामान्य 
प्रत्यय वच्च के मस्तिष्क में उत्पन्न करेगा | फिर वह नदी के बहाव, उसके 
पानी, फिर उसके फेलाव इत्यादि का सामान्य प्रत्यय पैदा कराकर अपने 
उद्दृश्य की पूर्ति करेगा | । 

भावाथ--अ्रध्यापक को अपने हर पाठ में साधारण रूप से चौज़ों' 
का समझाने या उनके भावाथ ओर व्याख्या करने की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । किसी चीज़ को विशद व्याख्या से वर्णन करने में 
ओर उसका भावाथ करने में बहुत अन्तर होता है। प्राय: कुछु सूजन 
दोनों बातों को एक ही मानते हैं । यह एक बड़ी गलती है। एक उदा 
हरण से यह अन्तर सरलता से समझा जा सकता है। कब्पना करो 
कि हम थर्मामीटर की विशद व्याख्या करना चाहते हैं। उसका अर्थ 
यह हुआ कि हम उस यंत्र को, उसके आकार-प्रकार को, उसके भागों 
को, उसके अन्दर के पारे को ओर उसके ऊपर के चिन्हों को इस प्रकार 
वन करंगे कि जिस व्यक्ति ने थर्मामीटर न देखा हो वह उसका चित्र 
अपनी कल्पना के पद पर बनाने में सफल हो जाय | लेकिन अगर यह 
कहें कि थर्मामीटर का भावार्थ ( शब्दार्थ किया जाय तो उसका अर्थ 
यह होगा कि यह यंत्र क्या काम करता है ओर किस तरह हम इससे 
गर्मी ओर सर्दी की अवस्थाओं का पता लगाते हैं, किस तरह 
हम उस यंत्र के ऊपर विशेष चिह्न लगाते हैं, इत्यादि | मतलब यह है 
कि विशद व्याख्या ओर भावाथ में बड़ा अन्तर है | 


शिक्षा के उपाय ७७ 


किसी बात के भावाथ करते के अथ यह हैं कि हम उस वात का 
मतलब कहें अर्थात्‌ उसका अ्रथ बताये । उसको इस तरह समझकाये 
कि हमारा मतलव स्पष्ट और उचित ज्ञात हो। विद्यार्थियों की अपेज्षा शिक्षक 
अधिक अनुभवी होता है | इसी अनुभव के आधार पर वह जो बात 
दर्ज को समझाना चाहता है उसका सामान्य प्रत्वव उसके मस्तिष्क से 
अत्यधिक स्पष्ट ह ता हैं| यही कारण है कि जिस वात को वह स्वयं 
स्पष्ट और साफ़ नहां समझा है उत्तकों वह अपने विद्यार्थियों को भलों 
प्रकार कदापि नहीं समझा सकता | 
अव्यापक की व्याख्या ओर उसके मतलव बच्चे केवतमान ज्ञान 
के प्रबन्ध की ऊँचाई या निचाई पर निभर हैं | इसका तात्पय यह है कि 
एक ही वात को हन विभिन्न बच्चों को विभिन्न -ीतेयों द्वारा समझा 
सकते हैं। उदाहरण के रूप में इस प्रश्न के निम्नलिखित उत्तरों पर 
ध्यान दीजिये | 
“ज्ञव में किताब को हाथ से छोड़ता हूँ तो वह क्‍यों गिर 
जाती है ?”? 
(अर) क्योंकि वह भारी है । 
(व) क्योंकि अगर चौज़ों को गिरने सेन रोका जाय तो वह 
अवश्य गेर जाती हैं। 
(स) पृथ्वी के आकपण से | 
(द) क्योंकि संसार की सव चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ एक 
ताकत से खींचती हैँ जो कि सीधे-सीघे अपनी मात्रा के भारों के अनुपात 
में होती हैं और अपने बीच की दूरी के वग के अनुसार उल्दे अनुपात 
में होती हैं। 
कौन सा उत्तर ठीक है ! यह वात पूण रीति से निर्भर होगी उस 
पर जो प्रश्न करता है और उसके संगठित प्रयोगों के ज्ञान पर । दूसरे 
शब्दों में उसके ज्ञान पर | पहिला उत्तर एक बहुत ही छोटे लड़के के 


छ्प शिक्षा-शात्त्र 


लए ठोक हो सकता है। दूसरा एक ८, या ६ वर्षीय बालक के लिए 
ओर इसी प्रकार और उत्तर | 

किसी बात को समभाने से पहिले आवश्यकता इस बात की हे कि 
दस (१) वच्चों के ज्ञान और उनके अ्ग्रोंगों के संग्रह को दृष्टि के सामने 
रक्‍्खे, (२) इन खजानों और संग्रह को उचित विश्लेष ण व क्रमानु- 
गत द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार काम में लाये और (३) इस 
विश्लेषण और क्रमानुगत की सहायता से बच्चों को स्वयं-सिद्ध करने 
वाली वात के हल या व्याख्या मालूम करने में लगायें | उदाहरण 
के रूप में हम वर्षा के पाठ पर विवेचना कर रहे हैं। यह आवश्यक 
है कि दर्ज को हवा में नमी के होने और पानी के भाप बनने ओर 
भाष के जमने के सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये। इस दशा में 
सम्भवतः बच्चों के प्रयोग उन सब बातों की स्पष्ट कर दंगे जिनकी हमें 
त्रवश्यकता है| उन्होंने उबलते हुए पानी में से भाव निकलते हुए 
देखा है| वह यह जानते हैं कि कपड़े क्‍यों कर सूखते हैं और कभी- 
कभी खिड़कियों में से भाप क्‍यों निकलने लगती है। इस तरह हम 
मानों बच्चों को जिरह करके वर्षा के विषय में व्याख्या करने की तरफ 
ले जा सकते हैं।# 

निरीक्षर--सफल निरीक्षण शिक्षा का प्राण है। निरीक्षण के 
वास्ते ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। जब तक हम उस चीज़ के 
विषय में जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं कुछ बातें पहले से न जानेंगे 
पेवे तक हम सफलता के साथ निरीक्षण नहीं कर सकते । यही कारण है 
कि बच्चे नई चीज़ों को या तो आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं या बिलकुल 
उसको छोड़ देते हैं | वात यह है कि उस चौज़ को पहिले से न जानने 
की वजह से वह उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। इसलिए इस बात की 
श्रावश्यकता है कि हम बच्चों को निरीक्षण से पहिले ही स्पष्ट रूप से 
+. लि जज वन लक 

#/ 086, 7. 85]-52 . 


शिक्षा के उपाय ७६ 


बता दें कि उनको क्या देखना है, वना विना उद्दश्य के उनका निरीक्ष 
निरथेक-सा हां जायगा | आजकल शिक्षण-पाव्य-विपय में बहुत से विपय 
ऐसे हैं जिनमें निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है, नहीं तो पूरा पाठ 
बच्चों के लिए भारस्वरूप हो जायगा। अतएव बुनियादी शिक्षा की 
बुनियाद “हाथ के काम” के अतिरिक्त विज्ञान के पा5 और व्यावसा/यक 
विपयों में निरीक्षण की बड़ी महत्ता है । 

विचारों को व्यक्त करना --आजकल संसार के प्रत्येक शिक्षा- 
प्रबन्ध में इस बात पर अधिक ज़ोर दिया गया है कि शिक्षा के लिए 
बच्चों को अपने विचारों को स्वतन्त्रता के साथ प्रगट करने का अवसर 
दिया जाय | विचार व्यक्त करने से तात्यय यह हैं कि बच्चा अपने 
मस्तिष्क में, अपने सामान्य अत्यय में और अपने विचारों में जो कुछ 
जानता है ओर बातें स्थिर “करता है उनको अत्यन्त स्वतन्त्रतायूबंक 
हनार सामने ला सके, ताकि एक तरफ़ तो हम उसके जझ्ान-सण्डार 
उनकी अभिरुचियों ओर उसके विचारों से परिचित हो सके, और दसरी 
तरफ अवसर पाकर उनके भोंइ सामान्य प्रत्यव को सुन्दर, त्रटिपूण 
चत्रा का पूण आर गलत-सलत वचारा का सहाँ कर सक। अमेरेका 
क्‌ प्रतिद्ध शिक्षा-शासत्री जान देवी ने शिक्षा के विषय में ऐसे महत्वपूण 
प्रयोगों पर बहुत ज़ोर दिया है जो बच्चों को अपने भावों का व्यक्त 
करने का अवसर देते हैं। अतएवं अपने शिक्षा-प्रवन्ध में बच्चों को 
अपने हाथ से काम-काज करने की योजना, जो जिज्ञासा उत्पन्न करती 
है, बच्चों को भावों के व्यक्त करने की मनोवृत्ति पर ही बनाई गई है। 
वच्चा स्वभावत: जिज्ञासु होता हैं। वह बहुत-सी प्राकृतिक पव्नत्तियों का 
स्वामी होता है जो सदैव प्रदशन के लिए उत्सुक रहती हैं| वह अपने 
पूवजों से पैतृक सम्पत्ति के रूप में बहुत ती मानसिक शक्तियों पाता हं 
जो उनको विभिन्न कामों या खेलों की ओर आकर्षित करती हैँ | इन 
सव मानसिक शक्तियों को उचित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता 
है, यदि हम बच्चे को स्वतन्त्रता प्रदान कर ओर उसको अवरर द 


पर शित्षा शास्त्र 


भर. है 
कि वह अपने विचारों को निस्संकोंच ओर स्वतन्त्रतायूबक हमारे सामने 
रख सके | 

भाव व्यक्त करने की साधारण रीतियाँ यह हैं : (१) खेलकूद द्वारा 
अपने विचारों को व्यक्त करना, (२) बातचीत या बोली से अपने भाव 
व्यक्त करना, (३) लिखकर भाव व्यक्त करना, (४) नकशाकशो 
या चित्रों दवरा विचार व्यक्त करना, (५) चीज़ों के बनाने था 
बिगाड़ने से अपनी मानसिक दशा को व्यक्त करना । अब हम उनमें से 
हर एक की समयानुसार विवेचना करेंगे | 

लन्दन यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध शिक्षा-शासत्री सर टी० पी० नन 
अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि यह कहना उचित है कि शिक्षा 
के बहुत से प्रयोगिक कार्यो का सबस्व खेल की महत्ता समझ 
लेने में निहित है। कारण यह है कि अगर खेल को सीमित ज्षेत्र में 
सास तौर पर बच्चों का ही काम समझा जाय, तो वह उनकी रचना- 
त्मक शक्तियों को सबसे ज्यादा साफ़ , उत्साहपूणं और विशेष रूप में 
रखता है। इसलिए यह सही है कि मुख्य रचनात्मक शक्तियाँ, जेसे 
आप ओर क्राफ़्ट ओर थोड़ी बहुत भौगोलिक खोजें और विज्ञान की 
खोजें खेल से एक ख़ास लगाव रखती हैं और वास्तव में व्यक्तित्व 
के विकास के सम्बन्ध में खेल के साथ एक स्थायी सम्बन्ध स्थापित किये 
हुए हैं | मनोरंजक खेल ओर मनोविनोंद का भी ध्येय गलत समभका 
जाता है। अगर उनको केवल जीवन की उल्कनों और परेशानियों 
से बचने का प्रयज्ञ समझा जाय, चाहे खेलनेवाला बच्चा हो या 
आदमी, वह अपने अन्दर की एक स्थायी इच्छा, आत्मसम्भान के 
स्थायी भाव को व्यक्त करता है । और यह इच्छा ऐसी है कि उसको 
किसी न किसी रूप में अवश्य पूण किया जाये नहीं तो आत्मा मुरदा 
हो जायगी | शिक्षा और समाज दोनों में जितना भी प्रभावित सुधार 
हुआ है, उसकी मूल इच्छा यही रही है कि इस मैदान को अधिक 
से अधिक विस्तृत बनाये जिसमें जीवन का वह केन्द्रित काय आदर- 





शिक्षा के उपाय ८ 


याग्य और सन्‍्तोंप्रद होकर श्रम्यस्तित होता रहे 7? यहां कारण 
दे कि खल-कूद को सव शिक्षा प्रणालियों में एक महत््वपूण स्थान प्रात 
है। छोटे-छोटे बच्चों को पूरों शिक्षा खल्ों पर ही अवलंबित है । अतएव 
फ्र्वल और मान्य्सोरी की शिक्षणु-प्रणाली म॑ खलों के द्वारा शिक्षा 
दा जाता है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। वढ़ी आयु के बच्चों के 
लिए स्कूल के खेलों ओर खेल के मैदानों के अर्तेष्क्त नादब-रचना. 
मनोरंजक सभायं, दिलचस्प स्थानों का निरीक्षण, भोगोलिक या ऐति 
हासक या प्राकृतिक स्थानां का श्रमण यह सव शिक्षा के प्रोग्राम के वश: 
अंग हूँ | खेलों के अतिःरक्त बच्चों को भावना व्यक्त करने का सब से 
बढ़ा साधन उनकी बोली है | 

“ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ा होता जाता है त्वों-त्यों नर्विकत्पक प्रस्यक्ञ 
भान ओर सामान्य यत्यव उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होने आरम्भ 
हां जात ह। आदे म॑ उसके शब्द अस्पष्ट होते हैं। इसलिए वह 
पाना का मं, रोणा को ओटो, दूध को दुद्रं कहता है। अपने 
विचारों को प्रकट करने के लिए वह पूरे वाक्य नहीं कहता, वल्कि 
अपना तात्यय दोॉन्‍्तीन शब्द कह कर ही प्रगठ करता है। जम 
वह पानी मांगता है तो पूरा वाक्य न कह कर कहता है मम! 
जिसका तात्पर्य यह हुआ कि मां मुझे पानी पिला दो | इसी प्रकार 
यह भी होता है कि एक नई वस्तु को किसी ऐसी दूसरी वस्तु के समान 
देखकर जिसका सामान्य प्रत्यव पहिले से हीं उसके मस्तिष्क में हैं 
वह उसे भी वही वस्तु समझ लेता है। जेसे बह पिन को कील समक्त 
लेता है ओर पंसिल को कलम कहने लगता है ।”* मतलव बच्चा 
शुरू से ही अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोली का सहारा ल7 








>ध १77 + रतपतठक्ा5ठ0:) िक शेड दी ऐ%जण 
07706703:68. 75 !07] 
अशिक्षुण-मनो विज्ञान, पृष्ठ १, 


जला 
शट 


८२ शिक्षा-शास्त्र 


है। जब वह कोई नया शब्द सीखता है तो उसे बेहद खुशी होती है 
और उसे वार-बार दोहराता है | यह उसकी प्रवृत्ति है कि जिस तरह 
मी हो अपने विचारों को टूटे-फूटे शब्दों ओर अधूरे वाकयों में व्यक्त 
करे | अध्यापक का कत्तव्य है कि उसकी इस शक्ति का, इस योग्यता का 
गला न घोंटे; बल्कि उसको अपने पाठ के समय में इस बात का 
अवसर दे कि वह अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करे | इस 
सिलसिले में उस को चाहिये कि बच्चों के शब्दों को सही करे और 
अपूण वाक्‍्यों को पूरा कराये। अगर चीज़ों के सामान्य प्रत्यय बच्चों 
के मस्तिष्क में सही नहीं हैं तो उनकों भी उसी समय सही करे । बड़े 
बच्चों की शिक्षा में अध्यापक बातचीत द्वारा अपने पाठ में बहुत 
कुछ सहायता ले सकता है। कहानियों या घटनाओं के दोहराने में, 
प्रश्नों के उत्तर देने में, प्रायः किस्सों को बातचीत या नाठक के रूप में 
बताने में और वाक्‍्यों ओर पतद्मों के मतलब बताने में, पद्मों को याद 
करने ओर उनको सुनाने में | तात्ययं बहुत से उचित अवसरों पर 
विद्यार्थी बोली की सहायता से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं और 
इस तरह शिक्षक का काम हल्का कर सकते हैं । 

बच्चों के भावों के व्यक्त करने की तीसरी रीति यह है कि शुरू-शुरू 
में बच्चा लिखने से कुछु घबरा सकता है, अगर उसको गलत तरीके 
से लिखना सिखाया जाय। मगर यदि मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को 
इृष्ट में रखकर लिखने की ओर उसकी प्रवृत्ति की जाय तो वह बहुत 
कुछ दिलचस्पी ले सकता है। बात यह है कि बच्चे का स्वभाव 
लिखने की ओर स्वभावत: बहुत जल्द कुक जाता है क्योंकि उसमें 
हाथ से काम करना पड़ता है। बच्चे की काम करने की प्राकृतिक 
प्रवृत्ति प्रतिक्षण उसको काये में लगाये रखना चाहती है। अतएव 
लिखने में यह शक्ति अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है | क्या कभी आपने 
एक छोटे से बच्चे को अपने बढ़े भाई की कापी और पेंसिल पर 
कब्ज़ा करते ओर तरह-तरह की टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचते देखा है ? 


शक्षा के उपाय ८३ 


बह ऐमा क्यों करता है ? कारण रपष्ठ हें। उसका स्ववात उसको 
ऐसा करने के लिए उकसाता है| 

छोट-हो टे बच्चां को लिखना सिखाने के लिए बतमान मनो विज्ञान यह 
कहता हैं के अलग-अलग अश्षरंं की अपेक्षा पूण शब्द लिखना 
'सेखाया जाना अचचा है| इसका कारण यह है के बह शब्दों को 
चीज़ों से रुम्वन्धित कर लेते है शोर जिन तरइ उन चौज़ों में 
उनको दिलचस्पी होती ह उसी तरह उन शब्दों म॑ सी | 

बड़े बच्चे लिखने के साधन द्वारा अपने विचारों को एक बड़ी 
हद तक प्रकट कर सकते हैं। “उस समय से जब कि वेद्यार्थी ऋच्छी 
'तरह अम्यस्त के रूप में कागज़ पर अपयने विचारों को व्यक्त 5ुन के 
बोग्य हो जाता है अर्थात्‌ प्राइमरी स्कूलों की ऊँची कक्षाओं में और 
मिडिल स्कूलों की सव कक्षाओं में लिखित कार्य स्कूल के काम का 

शेप गुण है। कक्षा की परीक्षा को 'तरह उनको शिक्षा-रम्बन्ध में 
किसी पढ़ाये जाने वाले विपय की किया के भाग “अ्न्वयास? की तन्ह 
समझाया जा सकता है। लेकिन उनकी किसी हृद तक ज़रूरत हा सकती 
है| यह बात निवन्ध और वच्चे की आयु छे लिद्ाज़ से वश्नन्न 

मकती है। जैसे उनकी आवश्यकता मूमित को शिक्षा के साथ सें 
अपेक्षाकृत अ्र.घक स्थायी रूप में होती है, इतिहास के पाठों की अपेक्षा 
कम और बढ़ी आयु के बच्चे छोटी आयु के बच्चों की अपेक्षा उनको 
अधिक करेगे लेकिन लिखत अम्बास से बह न समझना चाहये 
कि यह इस बात की एक सही-सही परीक्षा है कि एक पाठ को ग्थारह- 
बारद व के बच्चे ने कितना समझ लिया है और मस्तिष्क में सुरक्षित 
कर लिया है। क्योंकि सम्भवत: उप्तकी बहुत मी गलतियों और त्रृज्ियों 
, का उत्तरदायित्व उतकी अज्ञानता और विचारों के भोंडिएन पर ब्तना 
नहीं होता जितना कि लेख द्वारा अपने भात्रों को व्यक्त करने की 
योग्यता की कसी पर |! #% 


>#/20॥770707' (09, (टाए5, 79, 507-5. 


पर शिक्षा-शास्त्र 


अब हम बच्चों की इस प्रवृत्ति की ओर आते हैं जिसकी वजह 
से वह चित्र ओर नक़शे ववगा कर और चीज़ों को तोड़-फोड़ कर या 
नई-नई चीज़ें बना कर अपने भावों को प्रकट करते हैं। बच्चों 
के स्वभाव में जो शक्ति काम करती है वह रचना-शक्ति है। 
उसके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक प्रव्ृत्तियाँ जैसे खेल ओर अनुकरण 
आदि भी काम करते हैं जिनकी वजह से बच्चे काम करने के लिए 
व्यग्न रहते हैं| आधुनिक काल की सब शिक्षा-प्रणालियाँ बच्चों की 
इन प्राकृतिक शक्तियों ओर प्रवृत्तियों से लाभ उठाती हैं और बच्चों 
को शिक्षा काल में इसका अधिक से अधिक अवसर देती हैं कि वह 
चीज़ों को अपने हाथों में लें, उनसे खेलें, उनको बनाये या बिगाड़े 
ओर इस तरह शिक्षा प्रात करें| इस तरह उनको नई-नई चीज़ों को 
बनाने के भी अवसर दिये जायें ताकि वह उनके बनाने के समय 
पग्-पग पर अपने ज्ञान-भण्डार में वृद्धि कर | अमरीका के प्रसिद्ध शिक्ष- 
शास्त्री प्रोफलर जान डेवी ने काम-काज द्वारा शिक्षा का जो प्रवन्ध 
किया है उसका सनाविज्ञान भी यही है। अतएव एक जगह डेव॑ 
लिखते हैं-- द 

“ग्रगर इच्छाये घोड़े होते तो गरीब सवारी क्‍या करते, लेकिन 
चुके वह घोड़े नहों है, चकि किसी इच्छा या अमभिलापा को पूरा 
करने के यह अ्थ होते हैं कि हम उसकी प्राप्ति के लिए काम करें और 
काम्म करने का मतलव यह है कि हम सब रुकावटों को दूर कर दें, 
सामान्य से परिचित हो जाय और सन्‍्तोष, घीरज, संलग्नता, परिश्रम 
को काम में लाये; इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनुशासन 
की अर्थात्‌ अपनी शक्ति को व्यवस्थित करने की और ज्ञान को 
बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है | एक छोटे बच्चे का उदाहरण त्वीजिये जो: 
एक डिब्बा बनाना चाहता है। अगर उसकी कल्पना या इच्छा निवज् 
है तो उसको अनुशारुन न प्राप्त हो सकेगा | लेकिन जब वह अपनी 
शक्तियों का अनुमान लगाने का प्रयत्न करता है तो यह समस्या वन 


शिनज्ना ऋ उपाय प्र 


जाती है। अपने विचार को प्रक: करने की, उसक' एक खाका की सूरत 
में परिवतन करने की, ठीक तरह की लकड़ी लेने की, ब्रावश्यकता- 
नुमार भागों को नापने की और उसको सही रूप देने की, इच्त्यादे । 
फिर लकड़ी काटने के सामान की तेयारी-उसकों रन्दे से बरावर 
करने की, रेगमाल से चिकना करने की ओर सव किनारों आर कोना 
को फिट करने की समस्या आ जाती है। इसी मिलसिले में औजारो 
शोर उनको प्रयुक्त करने के तरीकों का ज्ञान आवश्यक हाता है 
अगर वच्चा अपनी प्राकृतिक शक्ति क्षा अनुमान लगा लेता है और 
वकक्‍्स बना लेता है तो अश्रनुशतव और संलग्नगा सीखने, उुकावर्द का 
दूर करने के लिए कोशिश करने और बहुत काफी ज्ञान प्रात करने 
के लिए काफ़ी अवसर मिल जाते हैं ।# 

हमारे प्रान्त में बुनियादी शेक्षा की इमारत भी बच्चे को इसो 
मनोव्रत्ति पर खड़ी की गई है। बुनियादों 'शेक्षा मे दम्तकारा का 
शनक्षा का केन्द्र बनावा गया है अथात्‌ हाथ से काम करने को 'शन्षा- 
प्रबन्ध का केद्ध बनाकर शिक्षण-विय् को उसके चार्श अर घुसा 
दिया गया है। बच्चे को इसी के नन्‍्द्रत कला की बद्येलत देखचर्स्पी 
से शिक्षा प्राम करना है। कारण ब्रह है कि वह केस्द्रत कला उसके 
जीवन से सम्बन्ध रखती है। बह उसमें कोई अग्राहृतिक वात नहीं 
देखता । वह उसको सीखने के लिए स्वयं व्यत्र रहता हैं आर उसके 
सम्बन्ध में ओर वातों को सीखने से भी जी नहां चुराता। 

हम दस्तकारी को उन प्रति दिन जीवन के वेनिन्न दृष्टि कोणों को 

सामने रखने और ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं जिनमें बच्चा 
४हता है ओर रहेगा | प्रद्तति की बढ़ी पुस्तक जो हमारे चारों ओर 
खुली हुई है. चतुरता के साथ मिखाई जाती है......। बच्चों को 
यह सिखाया जाता है कि वह अपने वातावरण मबुद्ध के साथ 


उललकलाननन नल ल +-लननन»+« 


29602॥: 06 56960 हद 30060, 09 ह-)) 


टद शिक्षा-शात्र 


दिलचस्पी लें। दस्तकारी (क्राक़्ट) को बुनियाद के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। ऐसे समस्या के रूप में जितमें वह स्वयं या उसका परिवार, 
स्कूल से वाहर प्रयोगिक रूप में जीविकोपाजन के साधन-स्वरूप रहता 
है दस्तकारी की महत्ता सीमा से आगे नहीं वढ़ती। बः्लेक उत्को 
इस तरह काम में लाया जाता है कि वह जीवन की आवश्यकताओं 
को सिखाने का अवप्तर दे। अर्थात्‌ हमारे चारां ओर नित्यप्रति 
जीवन की वस्तुएँ, रुपया-पेहा, नाप-तौल, शिष्टाचार, ज्ञानभण्डार में 
वृद्धि ओर सम्बता व सुन्दरता के प्रयोग के अवसर ले जो कि 
स्वभावत दस्तकारी के सिलसिले में उत्पन्न होते हैं ।!?# 
हाथ से काम करने में बुनियादी दस्तकारी के आट भी बच्चे के 
विचार व्यक्त करने के सुन्दर साधन हैं। इस विषय को भी आज- 
कल की शिक्षा में एक महत््वपूण स्थान प्रात है। कारण वही है 
जिसकी कि चर्चा की जा चुका है| अ्तएवं अपनी इच्ड्ा प्रवत्ति का 
मंतोप चित्र बनाने ओर बिगाइने में पाता है। “आजकल हमारे. 
स्कूलों में आठ के शब्दों को विस्तृत स्वरूप दे दिया गया है ओर आर्ट 
में नक्शा ओर चित्र के अति रेक्त पेंटिंग, मिन्‍्ठटी का काम और दूधरे 
हाथ के काम सम्मिलित हैं; अतएणव हम आट को सिफ आट के काम 
में नहीं लाते बल्कि उसे एक शिक्षा-साधन के रूप में या उसके प्राप्त करने" 
कु साधन के रूप में जिहमें काम करने से सीखना? निहित होता है |?-: 
एतदर्थ शिक्षा-काल में बच्चों को इस वःत पर पूरा-पूरा ज्ञान देने 
की अत्यन्त आवश्यकता है कि वह काम करने से, चित्र और नकशे 
बनाने से ओर मिद्दी से माडल अर चीज़' तैयार करने से अपने 
विचारों को प्रकट कर सक ताकि शिक्षक उन विचारों को जान करके 
7, (तक: पाए जे, )प्506त१ 9ए ४$॥6 2. 
आग व 
4()). (7४. ? 5, 


शिक्षा के उपाय ८-७ 


बच्चों की शक्तियों का पूण रूए से ज्ञान प्राम कर नके जो कि शिक्षा 
के लिए अत्यन्त ल्ामप्रद हैं 

प्रश्न ओर उत्तर -पाठ के व'च में शिक्षक अपने विद्यार्थियों से 
प्रश्न करता है| प्रश्नों का उद्देश्य वह होता है के उनके द्वारा शिक्षक 
अपने पाठ में दर्ज के लड़कों से अधिक से अधिक लाम ग्राम करे! 
प्रश्न प्रायः तीन अवसरों पर <िये जाते हैं। (१) पाठ शुरू करने 

पहिले, (२) पाठ के बीच में और (३) पाठ रुमात् करने के बाद ! 

प्रत्येक अवसर पर प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न होता है। पाठ झुरू 
करने से पहिले शिक्षक प्रश्नों द्वारा मालम करना चाहता है क 
उसके शक्षाथियों का पृव-जान कतना है| वह नयें पाठ के लिए 
तैयार हैं या नहीं | नये पाठ को किस तराके से, 'किस सुन्दर ढंग से प्रारम्भ 
किया जाय के उसका क्रम से कम समय म॑ वह दिलचसाा और ध्यान 
पूवचक सीख सके | प5 के बीच नें जो प्रश्न होते हें बह यह पता लगने 
के लिए होते हैं कि बच्च पाठ से लाम उठा रहे हें या नहों, बह 
शिक्षक की वातों पर ध्यान दे रहे हैं था नहीं और शिक्षक का परिश्रर 
व्यथ जा रहा है या उससे वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार पाठ के 
अन्त में प्रश्नों का तात्यय यह है कि उनके द्वारा बच्चों का पूरा पाट 
दोहराबवा जाय ताकि उनका ज्ञान फिर से ताज़ा हो जाय । 

अच्छ प्रश्न-- शक्षक की बोग्यता इसमें है कि बह अच्छे प्रश्न 
बच्चों से पछे । अच्छे प्रश्नों को खुबबाँ यह हैं कि क्‍या और क 
से शुरू होने वाले प्रश्नों की अपेक्षा क्यों ओर केसे से शुरू होने बाज 
प्रश्न बच्चों से पूछे जायें । कारण यह हे कि यह प्रश्न बच्चों में सोच- 
विचार करने की आदत डालते हैं। अध्यापक की यह विशेष्ता 
है कि वह अपने प्रश्नों द्वारा बच्चों की सोचने ओर विचारने की 
शक्ति में गति पैदा कर दे ओर धीरे-धीरे प्रश्नों के सहारे उनके 
ज्ञान को ही काम में लाते हुए उनको अंधेरे से प्रकाश की ओर 
लाये। अध्यापक के प्रश्न साफ़, छोटे ओर अ्श्रामक हों | अर्थात्‌ ऐसे 


ल्ण शिक्षा-शास्त्र 


के उनके उत्तर दो-दो या तीन-तीन न हों । एक प्रश्न का केवल 
एक ही उत्तर सम्भव हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिये कि अपना उद्दृश्य 
भली प्रकार प्रकट करे, चाहे किसी बात पर ज़ार देना अभीष्ट हो, चाहे 
विद्यार्थी का पूवज्ञान जानना हो या उसकी सोचने की शक्ति को 
गतिशील बनाना हो | श्रच्छा तो यह है कि पूरी कन्षा के सामने प्रश्न 
रक्खा जाय ओर फिर किसी लड़के से उसका उत्तर मांगा जाय | इस 
प्रकार के प्रश्नों से दूर रहना अनिवाय है, जैसे क्या कोई लड़का यह 
बता सकता है कि......... ...। इस प्रकार के प्रश्न किसी खास 
लड़के से पूछने की अपेक्षा पूरी कक्षा से एकसाथ पूछे जाते हैं। 

यह कच्चा में गड़बड़ी उत्पन्न करा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक 
बोलने का प्रयत्न करेगा। प्रश्न एक एक लड़के से पछे जाये और 
पूरी कक्षा के लड़कों पर व्यक्त किये जायेँ | यह न हो कि केवल दो-तोन 
लड़कों से बार-बार प्रश्न किये जायें या एक तरक के लड़कों से ही 
प्रश्न पछे जाये ओर दूसरी तरफ वालों से नहीं । 

बुरे प्रश्न--जिन प्रश्नों के उत्तर ऐसे हों कि उनसे बच्चों को 
सोचना-विचारना पड़े या जिनके उत्तर स्वयं अश्न ही में निहित हों 
वह बच्चों से न पछे जायें। ऐसे प्रश्न बुरे समझे जाते हैं। शिक्षा- 
शात्रियों ने इस प्रकार के प्रश्नों को कई भागों में विभक्त किया हे । 
जो निम्नलिखित उदाहरणों से मल्ी भांति समझ में आ जायेंगे | 

क्या मानसून हवाओं से वर्षा होती है ? 

मानसून हवाओं से बा होती है ना ? 

मानसून हवाओं से वर्षा होती है या नहीं ! 

मानसून हवायें वह हवायें है जो ... ...? 

पहिला प्रश्न उस किस्म के प्रश्नों में से है जिसको सीधा- 
सोधा ( [2790 ) प्रश्न कहते हैं। दूसरा प्रश्न पथप्रदर्शन करने 
वाले (?,०७५४7९) किस्म के प्रश्नों का अच्छा उदाहरण है। तीसरा , 
प्रश्न हाँ या न में सिफ एक ही उत्तर हो सकता है। यह प्रश्न “एक 


शिक्षा के उपाय ण्हः 


न एक”? किस्म के (+छ्टात80 त82) यश्नों में से है। इसी प्रकार 
चौथा प्रश्न उस प्रकार के पश्नों में से है जनकों गोलमोल (7 छ6) 
प्रश्न कह सकते हैं| यह प्रश्न अच्छे किस्म के यश्न नहीं समझे जाते | 
उनके उत्तर या तो स्वयं प्रश्न ही मे छिपे होते हैं और बच्चे अपनी 
सोचने-विचारने की शक्ति से अधक काम लिये बिना उनके उत्तर 
दे देते हैं या बच्चे प्रश्न से ही अध्यापक का ब्येब समर लेते हैं 
कि वह क्या उत्तर चाहते हैं ओर बिना सोचे-समके वही उत्तर दे देते 
हूं । इसलिए अव्यापक को चाहिये कि वह ऐसे प्रश्न न पूछे । 

उत्तर - प्रश्नों के उत्तर को अहण करना यथा उनको ठुकरा देना. 
उनमें मुधार कर देना या यों ही रहने देना और दूसरे प्रश्नों को पूछना, 
इसमें भी अव्यापक की योग्यता निहित है। एक प्रश्न का उत्तर 
अगर बिलकुल ठीक है तो कोई वात ही नहीं। लेकिन हो सकता 
है के प्रश्न का उत्तर गलत हो या अधूरा | गलत प्रश्व॒ को एकदस 
ढकरा देना शिक्षक के लिए ठीक है। मगर अधर उत्तर को या ऐसे 
उत्तर को, जिसका कुछु भाग ठीक हो और कुड गलत, छोड़ देना 
एक बड़ी गलती है। अध्यापक को चाहिये कि और छोटे बश्नों 
द्वारा अपू्ण उत्तरों का सुधार ओर उत्तर के गलन भागों को सही 
कराये। यदि शिक्षार्थी विलकुल ही ऊठपांग उत्तर देता हेतों 
अध्यापक को चाहिये कि वह न केवल पूरी तरह से उनको अस्वीकृत 
कर दे बल्कि कुछ घृणा का प्रदशन करे जिससे विद्यार्थी को 
अपनी भूल का अनुभव हो | “गोलमोल और अटकलपच्चू उत्तरो 
को न मान लेना चाहिये। अव्यापक पर कलंक आता है यदि वह 
अनुचित रूप से ठोक देया एक अनिश्चित ध्येय वाले शिक्षार्थी के 
अधरे उत्तर पर यह कहे कि “हाँ ठोक है”, “में सम गया कि 
तुम्हारा मतलब क्या है [” जब तक एक विद्यार्थी साफ-साफ गलत 
रास्ते पर न हो उसको इस वात की आज्ञा ग्राम है कि वह बिना 
'किसी अंकुश के अपना उत्तर पूरा कर सके | विद्यार्थी को यह बात 


६० शिक्षा-शास्त्र 


| बा 


भासित करा देना आवश्यक है कि दसरे विद्यार्थों भी उनकी बातों 
को सुनें ओर यह कि पूरी कक्षा को संकेत करने को भी आदत डाले | 
अध्यापक के लिए इस मामले में विशेष रूप से योग्यता की आवश्य- 
कता है कि वह वेतुके उत्तरों की वजह से विद्यार्थी को वास्तविक 
विपय से भमठकने से बचाये |?# 

श्यामपट--कक्षा को पढ़ाने में अध्यापक के लिए. श्यामपट का 
प्रयोग वहुत आवश्यक है। अध्यापक को श्यामपद पर साफ़ ओर 
सुलेख अक्षरों द्वारा लिखने के अतिरिक्त चित्र या नकशों में भी काफी 
अभ्यास होना चाहिये | एक अच्छा अध्यापक श्यामप्ट के उचित प्रयोग 
में अच्छा अम्याप रखता है। वह पाठ के बीच में पाठ की खास-खास 
बातों को संक्षेप रूप में श्यामपट पर लिखता जाता है। यही नहीं बल्कि 
अगर वह पाठ के किसी अश को चित्रों या रुंकेतों द्वारा समभाना चाहता 
है तो तुरत हाथ के दो-चार करने से एक ऐसा चित्र बच्चों के सामने 
श्यामपट पर बना देता है जिसके प्रत्येक भाग में गति प्रतीत होती है । 
इसी प्रकार जव वह भूगोल का पाठ पढ़ाता है तो तुरन्त पाठ के अनुसार 
श्यामपठ पर नकशा बना देता है और उसे पाठ के साथ-साथ भरता 
रहता है ओर इस तरह बच्चों की दिलचस्पी को जाग्रत रखत है। 
गशित के पाठ में श्यामपठ विशेष प्रकार से महत्व रखता है जि :को 
किसी रूप में सी छोड़ा नहीं जा सकता। पाठ के पहिले श्यामप्ट 
बिलकुल साफ होना चाहिये, नहीं तो बच्चों का ध्यान बंट जायगा | 
श्यामपट पर जो लिखा जाय वह साफ-मुथरा ओर क्रप के साथ हो । 
इसका ध्यान रहे कि अक्षर काफी वड़े हों ताकि पूरी कक्षा सरलतापूबंक 
देख सके | 

चित्र ओर नकशा--अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाने में 


00786: 09507"7607078 40 7देीं 80 ४७607 9७ए 
50000!5, ४. 3, 


'शक्षा क उपाव ६१ 


हे पं 


नकशों ओर चित्रों से भी वर्दर नहाव्रता लेता है! उनसे यह लाभ है कि 
एक तः बच्चों के नस्तिष्क में,चीज़ों के नहीं प्रतिवेम्ब | [78228 ) 
आर सानान्य प्रस्वव पदा हो जाते हैं और दुसरे उनकी दिलचस्पी और 
अवधान में भी जान आ जाती है, प्रायः शब्द “पत्र” से वह चित्र 
समझा जाता है जो किताबों बगेरह में होता है | उसका अर्थ इस 
उदाहरण से भी लिया जाता है कि जो किनी बात को समझाने के एक 
सिलसिले में वर्णन की जाती है। लेकिन अध्यापक् के लिये यह शब्द 
विस्तृत अथथ रखता है ओर वइ हर तरीका जिससे वेद्यार्थी को पंच-इन्द्रियों 
की या उसकी कब्पना श॒क्ते को काम में लाकर किसी विप्रय को बणुन 
करना या तक पर प्रकाश डालना पढ़े “नकशा और चित्र" ज्षेत्र में आता 
है| अतएव मृगम-विद्या .(20)0४2%5' के श्रनमो ल नमूने, सोतिक शास्त्र 
के यंत्र और रसाइन आर जीव*विद्या से संबंधित चीज़ों के संग्रह, श्याझ 
पट पर बनाये हुए आद भी चित्र ओर नकशों के सिल्लरले में 
गिने जाते है | 
विभिन्न प्रकार के चित्र नम्नलखित भागों में वभक्त किये जा 
सकते हैं -- 
१--वासत वक ब्स्तु, जिनमें किसी; चीज़ की कर्मी नहीं होती | 
माडल या चज्ञों के ठोम नमने जिनमें किसी ने किसी वात को कमी 
रह जाती ह ! 
३-- चित्र या फोटो जिनमें अधिक बातों की कर्मी रह जाती है | 
४-नकशे, खाके और शकले जिनमें ओर अधक बातें अधुरी रह 
जाती हैं | 
६४-ग्राफ यानो खानेदार कागज की सहायता से संख्या ओर गिनती का 
प्रकट करना | 
६- -मों खक रीते से किसी दृश्य को वन करना था उदाहरणों और 
उपमाश्रों द्वारा बच्चों के सामने चीज्ञें रखना ; इसमे सब वातें 
बच्चों की कब्पना के अधीन होती हैं | 


६२ शिक्षा-शात्र 


“ग्रव्यापक ऊपर लिखी हुई शिक्षा-सहायक सामग्री बच्चों की आयु 
आर उनकी योग्यता के अनुसार प्रयोग करेगा। जैसे छोटे-छोटे बच्चों 
को अ्रगर जनरल साइन्स में कंचुवे का पाठ पढ़ाया जाय तो वह उस- 
के चित्र ओर इयामपठ पर बनी हुई शक्ल से सन्तोष नहीं करेगा। अत: 
अपली पशु को बच्चों के सामने लाकर दिखाया जाय और निरीक्षण 
द्वारा उनकों उसकी गतियों, स्वमावों और प्रवृत्तियों इत्यादि का ज्ञान 
कराया जायगा | बिलकुल इसी तरह भूगोल और इतिहास के पाठें में 
सैर और प्रमण ( [08४6प्रा'आ 078 ) द्वारा ज्ञान प्रात कराया जाता 
हैं| वह भी असली चीज की सहायता से ही ज्ञान प्राप्त करने की श्रणी 
'में है | इसके प्रतेकूल उन विषयों की शिक्षा में अध्यापक माडलों, 
चित्रों और नकशों आदि की जो सहायता प्राप्त करता है उनसे बच्चों 
की कब्पना-शक्ति को सहायता मिलती है? 4* 

विभिन्न वक्षात्रों के बच्चों के लिए विनिन्न प्रकार के चित्रों का 
प्रयोग किया जाता है | किंडरगाटन में शायद ही ऐसा कोई पाठ होता 
है जिसमें बच्चों को चीज़ों को हाथ में लेना न पड़े ओर उनकी सहायता 
से पाठ न पढ़ना पड़े । प्राइमरी कक्षाओ्रों में भी बच्चे असल चीज़ की 
सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे की कत्पना- 
शक्ति को अधिकतर काम में लाया जाता है। इससे ऊँचे दर्जा में 
असल चीज़ का प्रयोग श्रपेक्षाइत कम हो जाता है और चित्र तथा 
नकशे बच्चे की कब्पना-शक्ति ओर वैकल्पिक प्रत्यक्ष ज्ञान को गति- 
विधि में लाते हैं ।और ऊँचे दर्ज के लड़के केवल खाकों, साधारण 
'शकलों ब्लोर आफ़ के नकशों की सहायता से ही अपनी कब्पना में वह 
बाते ले आते हैं जिनको अव्यापक पढ़ाना चाहता है । 

चित्र न केवल किसी पाठ के पढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि उनको 





ह> 607४ : रंग्रणं 968 रण #ितैपर5छा09, ?. 
274. 


शिक्षा के उपाय ६३ 


पू् रूप से कुछ पाठों के पढ़ाने में सफलता के साथ प्रयोग किया जा 
सकता है। अतरब प्राय: निवन्ध ( (१077909807 ) के पाठ में 
बच्चों के सामने केवल चित्र ही रखकर उनको अपने विचार व्यक्त करने 
का अवसर दिया जा सकता है। इसी प्रकार साधा के घण्टों में सिर्फ 
जित्रों द्वारा पूरी कहानी पढ़ाई जा सकतों है | 


चित्र बच्चों के सामने इस प्रक्नार रक्खे जायें कि उनका शोक 
अधिक से अधिक हो जाय । पूरी कक्षा चित्र को भली प्रकार देख सके | 
अगर कोई नकशा कक्षा के सामने रखना है तों उसको एक ऊँची 
जगह पर लटका देना चाहिये। असल चाौंज्ञ को अपने हाथ में पकड़े 
रहना खराब बात है, इसलिए उसको एक ऊँची मेज़ पर कक्षा के 
सामने रख देना चाहेंये | * बच्चो के सामने एकदम बहुत सी चांज़ें 
"ख देना सी गललत,है। इससे उनके ध्यान को इधर-उघर भठकने 
का अवसर मिल जायगा | अच्छा ते बह है कि सिर्फ एक-आध चौज़ 
ही बच्चों के सामने लाई जाय ओर उसकी सहायता से मुख्य-मुख्य बातें 
मिखलाई जायें। अन्त में इस बात को दोहरा देना अनुपरयुक्त न होगा 
कि चत्रों की आवश्यकता उसी समय होती है जब कि कोई दिक्कत 
सामने आती हैं। इस प्रकार मोखिक वशुन को प्राय: चित्रों को 
सहायता से ज़ोर देने की आवश्यकता प्रतीत होती है। किसी फूल के 
खाके के चित्र से बच्चे उसी समय संतोप प्राप्त करेंगे जब कि उनको एक 
कठन समस्या सुलक्ाने की आवश्यकता प्रतीत होगी । यह बाद 
रखना ज़रूरी है कि स्वयं चित्र और प्रयोग कोई महत्ता नहीं रखते हैं 
वल्कि उनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है। 

हम अध्यापक को यह सी फिर से बता दे कि चित्र के प्रयोग के 
यह अथ॑ नहीं हैँ कि मोखिक वणन को विल्कुल ही समाप्त कर दिया 
जाय | स्कूल का कोई भी साधारण चित्र एक रेगिस्तान या घास के 
मंदान ( फ्री ) के दृश्य का सहों चित्र नहीं खींच सकते | 


६४ शिक्षा-शूस्त्र 


पाख्य-पुस्तक पद़्ना--एक और 'वीज़ जिससे अध्यापक्र अपने पाठ 
में महायता लेता है पाठ्य-पुस्तक (785४ 900 + पढ़न' है। पुस्तक 
पढ़ने के प्रयोग में अ्रध्यापक को बहुत चठुरता से काम लेना चाहिये | 
वह समय जब कि अ्रध्यापक हर बच्चे को अलग-अलग अपने पास 
बुलाकर उसको पुस्तक का पाठ देता था अब समाप्त हो चुक़ा है। 
उसके बजाय अब ऐसा समय है जब कि अध्यापक पूरी कक्षा को 
एक साथ पढ़ाता है | पहले समय में बच्चा पाठ याद करता था 
और अध्यापक सुनता था; मगर अब अध्यापक को पाठ याद्करना 
पड़ता है और बच्चे को सुनाना पड़ता है। अच्छे अध्यापक की विशेषता 
यह है कि वह स्वयं पुस्तक पढ़ने का आश्रित न हो बल्कि पुस्तक 
को अपने अधीन बना ले | अध्यापक का काम यह है कि वह जो कुड 
बच्चों को पढ़ाता है उसमें स्वयं दक्ष हो। आजकल शिक्षा का दृष्ष्ट- 
कोण यह है कि जहाँ तक हो सके वच्चा किताब पढ़ाने से वंचित रखा 
जाय। अगर उसको किताबों की आवश्यकता हो तो वह एक ही 
किताव में लकीर का फकीर न बन जाय बल्कि उसको इस तरह 
दीक्षा दी जाय कि वह विभिन्न पुस्तकों से एक ही विषय के बारे में 
ज्ञान प्रात्त कर सके | उसको इतनी योग्यता हो कि वह अन्धाधंध पुस्तक 
के प्रत्येक शब्द को बिलकुल सही न मान ले बल्कि उसको पढ़ते समय 
अपनी कोतूहल-शक्ति के अनुसार हर बात पर दृष्टि स्थिर रक्खे । 
यही कारण है कि हमारे प्रान्त में जो नया पाञ्य विषय तैयार हुआ 
है उसमें मातृभाषा और अज्भरेजी भापा में एक साथ कईहकई पुस्तकें 
पाव्य-विपय में प्रचलित करने के लिए कदम उठाया गया है| इसका 
तात्यय यही है कि विद्यार्थी केवल एक ही पुस्तक पर सन्तोंष न करे 
बल्कि वह कई पुस्तक पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करें | इसका यह अथ 
नहीं है कि सब बच्चों को उनकी आयु और योग्यता का बिना लिहाज 
किये पुस्तक पढ़ने से वंचित कर दिया जाय बल्कि उन की आयु 
ओर योग्यतानुसार उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए सौंपी जाये और 


शत्ता के उराब धर 
'इसी के अनुसार उनसे आशा की जाय कि वह इन पुल्तर्कों को काम 
'में लाये | 

पाख्य-पुस्तक की विशेषतायें - पढ़ने की पुस्तकों का चुनाव 
'करने में शिक्षा-विभाग बहुत सावधानी से काम लेता हैं। अतएब 
साधारण अध्यापक पुम्तकों के चुनाव करने ओर उनके गुणों और 
'अटियों को मालूम करने के निलमिले में अनभिज्ञ होते हैं। वह काम शिक्षा- 
विभाग का हे कि वह अच्2-अचड्री पुस्तक वा तो स्वयं राक्षा-शान्द्रियों से 
'लिखवाये और उनको स्वयं अपने अधिकार से अपनी देख-रेंख में 
'छुपवाये, जैसा कि वतमान काल में हमारे प्रान्त ने बुनियादी शिक्षा के 
सिलसिले में हिन्दी-उदू की वेमिक रीडर और हिसाव की कितावें कला- 
विदों से लिखबा कर छुप्वाई हैं, या दुनर शिक्षा-श-न्त्रियों की लिखी हुई 
पुस्तकों पर बिना पक्षपात और निस्वाथ भावना से विचर करे और 
अगर उचित समके तो स्वीकृति दे। तात्मग्र यह कि पुस्तकों की 
त्र॒टियों व विशेषताओं पर विचार करना वास्तव में शिक्षा-विभाग का 
काम है | फिर भी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अच्टो ओर 
बुरी पुस्तक का निर्शय कर सके | उसके लिए. यह जानना आवश्यक 
है कि विभाग की चुनी हुई पुस्तकों में कॉन-कोन झा विशेत्तायें 
होनी चाहिये। पुस्तक की पहली विशेषता यह हूँ कि वह जिस 
-आयु और कक्षा के लिए हो उसके अनुसार मोटे था कम मोदे 
अक्षरों में अच्छे कागज़ पर साफ-साफ छुपी हो। मज़बृत जिल्द हो। 
भाषा ऐसी हो कि विना कठिनाई के विद्यार्थी की समझ में आ जाय | 
उसमें ऐसे चित्र हों जिनका नम्बन्ध मनोविज्ञान से हो और जो विद्यार्थी 
की दिलचस्पियों में वृद्धि कर सके । इसके अतिरिक्त विजशञान और 
भूगोल की पुस्तकों में इस बात से बचने का प्रयत्ञ किया गया हैं कि 
हर बात बच्चों को सीधे बता दो जाय। उन पुस्तकों में प्रश्न 
ओर प्रयोग इत्यादि द्वारा ( जहाँ सम्भव हो सके । ऐसे अवसर 
प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक हैं जिनमें विद्यार्थी अपनी मानसिक 


६ शिक्षा-शात्त्र 


ल्‍डीं 


शक्तियों को काम में ला सके, सोच-विचार .कर सके, ओर स्वय॑ 
परिणाम पर पहुँच सके । 

जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि एक सुन्दर पाख्य-पुस्तक 
स्वयं एक ऐसे अध्यापक की हैसियत नहीं रखती जो सब बातें एक 
दम बच्चों के सामने उगल दे | वह एक पथ-प्रदशिका है जो विद्यार्थियों 
को धीरे-धीरे लक्ष्य तक पहुँचाने में तहायता देती है । 

एक अच्छी पुस्तक में बच्चों की मानसिक ओर ज्ञान की योग्यता 
का ध्यान पग -पग पर रखा जाता है| एक पाठ के अन्त में विचारों को. 
उभारने वाले अच्छे प्रश्न भी होते हैं जिनसे विद्यार्थियों में सोच-विचार 
करने को आदत के अलावा किताब को ध्यानपूवक पढ़ते और समझने 
की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है | 

लिखित काम--वच्चों से लिखने का काम लेना भी अध्यापक की 
विशेषताओं की मानों परीक्षा है। एक अच्छा अध्यापक अपने विद्या- 
थियों से जो लिखित काय कराता है उससे न केवल विद्यार्थी की 
योग्यता का अनुमान हो सकता है बल्कि स्वयं उसकी थोग्यता का 
भी अनुमान हो जाता है| शुरू में बच्चों को अपने हाथ की गतिविधि 
पर अधिकार नहीं होता | वह हाथ हिलाने और लिखने के लिए व्यग्र 
खऋवश्य रहते हैं मगर उनके लिखने में बड़ी मोंडी-मोंडी शक्ल के शब्द 
हो सकते है या फिर आदमी, पेड़ और चिड़ियों के चित्र | इसी कारण से 
नरसरो ओर किंडरगाटन स्कूलों में बच्चों के हाथ में कलम, दावात 
ओर क़ागज़ नहीं दिया जाता, वल्कि बच्चा चाक या खरिया मिद्ठी की 
सहायता से ज़मीन पर या श्यामपट पर लिखने का अभ्यास करता है 
या उसे तख्ती यास्लेट दे दी जाती है जिस पर वह अपनी मानसिक 
भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास करता है। वच्चा जब बड़ा हां 
जाता है तो बह अपने हाथ और वाँह की गतिविधि पर बहुत कुछ नियंत्रण 
प्रात्त कर लेता है। अतएव तब वह तख्ती और स्लेट के अतिरिक्त 
कागज़ पर भी लिखने का अभ्यास करता है। अध्यापक के लिए यह 


् डक, जि मी उप य श्ल् 
शा के उपा: ८ 


जहुत आवश्यक वात है कि वह द्वेखें कि बच्चा रन चींज पर लिखता 

है, क्या लिखता है और कैसे लिखता है। उसका यह भी कत्तव्य है 
कि वह वच्चों की लिखावट को पग-य्ग पर देखता रहे, उनमें सुधार 
करता रहे ओर इस तरह उन्नति की ओर अग्रतर कर | 

शुरू में बच्चे को कापी पर लिखाने में अध्यापक को विशेष रूए 
से परिश्रम करने की आवश्यकता है। कापी को ठीक तरह सामने 
रखना, लिखने में सही बेठने का तरीका अपनाना, कलम को ठीक 
पकड़ना, कलम की नोक को सावधानी के साथ दादात में डालना 
ताकि स्थाही आवश्यकता से अधिक न आये ओर फिर ऋापी पर सफाई 
से लिखना, यह सब बाते बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है | हमारे 
यहाँ छोट-छोट वच्चे लिखने में अपने हाथ की उंगलियों को स्थाही 
से भर लेते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उनके मुंह में, कपड़ों 
नें, कापी ओर किताबों में रोशनाई लग जाती है। इसके अतिरिक्त 
कलम में रोशनाई अधिक आग जाने से बच्चे बार-बार कलम को 
मिट्कने की आवश्यकता प्रतीत करते हैं, ताके रोशनाई कम हो 
जाय | इस आदत से कमरे का फश ओर मेज्ञ-कु्सों आदि रोशनाई 
से भर जाती हैं ओर चारों ओर गन्दगी हो जाता है! अध्यापक का 
कत्तव्य यह होना चाहिये कि वह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे ताकि 
बच्चे लेखन-कला में सफलता प्राम कर सके | 

बच्चों को गणित के अतिरिक्त और दूसरे विपयों में लिखने की 
आवश्यकता कम पढ़ती हे । गशित के प्रश्न इल करने में बच्चों को 
यह सिखलाना चाहिये कि वह अंक किस तरह जलखते हैं| प्रश्न के 
हल में उसकी विभिन्न श्र णियाँ (5८०98) किन प्रकार लिखें ताकि 
पूरा इल एक सुव्यवस्थित ओर क्रम से सामने आ जाय । कच्चा काम 
(४०पष्ट)) को कहाँ लिखे ओर केसे इत्यादि | यह सब बाते 
अध्यापक के लिए ध्यान देने के लिए आवश्यक हैं । 

पाठ के बीच में अगर अध्यापक यह आवश्यक समसता है कि 

की 


घ्८ शिक्षा-शास्त्र 


विद्यार्थी अपनी कापियों पर पाठ की कुछ मुख्य-मुख्य बातें लिखते 
जाये तो आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक थोड़ी-थोड़ी देर 
के बाद रुकता जाय ताकि विद्यार्थी को लिखने का अवसर मिलत! रहे | 
श्यामपठ पर सी अध्यापक वही बातें लिख सकता है जो वह बच्चों को 
लिखाना चाहता है ताकि बच्चो उनको सही-सही और नियम के साथ 
लिख सके | खासकर छोटी कक्षाओं में श्यामपठ से नकल करना बहुत 
जरूरी है। हाँ ऊँचे द्जो में विद्यार्थी अपनी बुद्धि ओर स्मरणशक्ति 
पर अधिक भरोसा कर सकता है। क्‍ 

अध्यापक को इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है 
कि विद्यार्थी कापियों पर उतना ही लिखे जितना वह समझता है कि 
सरलता पूवक सही किया जा सकता है। अगर पूरी कक्षा ने इतना 
लिखितकाय किया है कि अध्यापक अपने अवकाश के समय उसको 
मन लगाकर सही नहीं कर सकता तो इतना काम देना वेकार है। 
अध्यापक जो कुछ सही करे वह ठीक हो, ठालने के रूप में न हो, 
वर्ना उसका उद्ृश्ये निस्थक हो जायगा । अच्छा तो यह है कि अध्या- 
पक सब विद्याथियों की कापी में ही हर प्रकार की गलतियाँ नोट 
करता रहे | ओर फिर उनको सामूहिक रूप से कक्षा के सामने बता करके 
स्त्रयं विद्यार्थी की सहायता से सही करे। इस तरह विद्यार्थी अपनी 
गल्नतियों को अच्छी तरह समझ जायेंगे और अध्यापक के सुधार से 
लाभ उठायेंगे | 

परीक्षायें--बच्च की शिक्षां के विषय में अध्यापक उचित ढंग 
से परीक्षाओं से भी जिसकों अंग्रेजी में (()]988 $8868) कहते हैं 
सहायता ले सकता है। यह परीक्षायें उन बड़ी परीक्षाओं से बहुत कुछ 
भिन्न होती हैं जो कि साल के बीच या अन्त में ली जाती हैं और 
जिनके लिए बढ़ी-बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं अर्थात्‌ हमारा उद्देश्य 
उन परीक्षाओं से है जो हर महीने अध्यापक बच्चों की योग्यता अनुमानने, 


/ के 


उनकी मानसेक शक्ति को गतिशील करने के लिए और उनका 


शिक्षा के उपाय ६६ 


ध्यान पाठ की आर लगाने के , काम में लाते हैं। उन परीक्षाओं में 
इन बाता का ध्यान रक़्खा जाता हे--१. वड़ी परीक्षाओं का समय दुर 
हो जहाँ तक हो सके कम से कम हों। ३. प हले से विद्यार्थी 
को सूचना न हो कि अमुक्र दिन परीक्षा होगी। ४, प्रश्न ऐसे हों जो 

व्यापक को शिक्षा के प्रत्येक दृ्टकोण पर आधारत हां। ५, कुछ 
अरन करने या न करने में विद्यार्थी क्री रुचि परन छोड़ दिये जाँय 
अथात्‌ उनमें चुनने को गंजाइश कम से कम हो | अगर यृक्ष्म दृष्टि से 
प्रत्येक दृष्ठिकोश को ध्यानपूवक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि जब 
उन पठेत परीक्षाओं को इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए साधन बनाना 
चाहते हूँ कि उनके द्वारा अध्यापक अपनी शिक्षा को अधिक से अधक 
असावशाला बना सके, तो आवश्यकता इन्हीं बसों की है कि जिनका 
ऊपर उल्लेख है 

ससन्‍्वय--प्रा5 के बीच में एक ओर विशेष वात पर ध्यान देना 

अच्यापक के लए बहुत आवश्यक है। अध्यापक किसी विधय को आर 
दूसरे विषयों से विलकुल अलग न पढ़ाये बल्कि उसके लिए यह 
आवश्यक हैं (के वह एक विपय को दसरे विपय के सिलसिले में पढाये | 
अथात्‌ वह अपने पाठ के बीच में से ऐसी-ऐसी बातें निकाले जिससे उस 
विवय का रुम्वत्घ दूसर विषयां से बना रहे। अंग्रजो में इसको ((00 
7९।86070) कहते हैं। हम उसको विपय का समन्वय कह सकते हैं | 
शुरू म वच्च का पूव ज्ञान एक दूसरे से सम्बन्ध रखने वाली बातों का 
एक भण्डार हांता है | लेकिन वह जब बड़ा होता है और निवमप्दक 
शिक्षा प्रात करता है तो उसको ज्ञान की विभिन्न शाखाय एक दसः 
से अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। अध्यायक्ष को चाहिये: के वह 
शान का इन वाभन्न शाखाओं को एक दूसरे से सम्बन्धित करे | एक 
का दूलर से सम्बन्ध प्रकट करके ओर वजाय हर विपय को विल्लकुल 
अलग पढ़ाने के एक दूनरे से ल्‍म्बन्धित करके पढ़ाये; जैसे इतिहान 
के पाठों में इतिहास से भूगोल का सम्बन्ध स्पष्ट है। बिना भौगोलिक 


१०० शिक्षा-शास्त्र 


ज्ञान के इतिहास के पाठ बिलकुल निष्फ़रण होकर रह जायेंगे। इसी 
प्रकार गणित और साइन्स के सम्बन्ध इतने घनिष्ठ हैं कि उन पर 
कुछ और कहना बेकार है | लेकिन यह तो बिलकुल साफ़-साफ़ उदा- 
हरण है | हमारी शिक्षा के तमाम विषय हमारे जीवन से सम्बन्धित हैं । 
इसलिए उनकों एक दूसरे के साथ समन्वित हो जाना चाहिये | हमारी 
बुनियादी शिक्षा इसी एकता पर जोर देती है। बुनियादी शिक्षा एक 
केन्द्रीय दस्तकारी पर जोर अधिक देती है ओर सभी विषयों को उसके 
साथ मानो बाँघ देती है अर्थात्‌ शिक्षा पाञ्य विषय के सभी विषय एक 
दूसरे के सम्बन्ध से पढ़ाये जाते हैं ओर यही बुनियादी शिक्षा की 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 

शिक्षा के अन्य उपाय--अब हम इस अध्याय की समाप्ति पर 
पहुँच गये हैं, मगर समाप्ति से पहिले कुछु और उन “शिक्षा के प्रयत्ौं? 
की चर्चा कर देना आवश्यक है जो शिक्षा देने के लिए लाभग्रद हैं | 
स्कूल की लाइब्रेरी और अजायबघर अध्यापक के पाठों के विषय में 
विशेष महत्त्व रखते हैं | इसके अतिरिक्त अगर सोमाग्य से स्कूल में 
एक रेडियो सेट भी हो तो उससे भी बहुत कुछ लाभ हों सकता है । 
हम उन शिक्षा प्रयत्ञों का विस्तृत वशुन नहीं करंगे। होनहार अध्यापक 
स्वयं उनके लाभों पर विचार कर सकते हैं । 


परम 


२--बच्चों को अज्ञात बातों से परिचित कराने में प्रश्नों को कौन 

' सा स्थानग्राप्त है ? पाठ केबीच में थोड़ी-थोड़ी देर बाद 
प्रश्न क्यों आवश्यक होते हैं ९ 

२--एक अच्छे वर्णन की क्‍या विशेषतायें होती हैं ? 

३--इतिहास के पाठ में नाव्यकला का क्‍या महत्त्व है ? 

४--पाठ के बीच में शक्ल की कया महत्ता है? एक शक्ल चित्र 
से क्‍यों अधिक लाभगप्रद होती है ? 


शिक्षा के उपाय १०१ 


५-एक अध्यापक कोन-कोव से विभिन्न प्रश्न पृछ सकता हैं? 
उदार रणों द्वारा सममाइये ? 

६--गलत उत्तरों पर विशेष रूप से अध्यापक को क्‍यों ध्यान' 
देना चाहिये ? 

3ऊ--निम्नलिखित प्रश्नों से जा उत्तर मिले वह ग्रश्नों के आगे लिखे 
हुए हैं। संक्तेप में बताइये कि उनके उत्तरों को आप किस 
प्रकार ठीक करेंगे ? 
प्रश्न --एक गज़ में छितने फुट होते हैं ? 
उत्तर--लुत्तीस । 
प्रश्न--वर्षा केसे होती हैं ? 
उत्तर--क्योंकि बादल'पानी वरसाते हैं । 
प्रश्न--जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ जाती हैं ? 
उत्तर--पेट से । 
प्रश्न-शाम को सूरज इूब जाता है तो कहाँ चनन्‍्ता जाता हैं 
उत्तर--ज़मीन के नीचे। 

पूशिक्षा्थियां को प्रश्न पूछन में उत्साहित करना क्यों आब- 
श्यक ६ ? क्या उन प्रश्नों के उत्तर अध्यापक एकदम सीधे- 
सीधे दे दे ? कारण बताइये 

६--बब्जों से जा प्रश्न पूछे जाते है उनको बनाने में आप क॒िन- 
किन बातों का ध्यान रक्खंगे ? 

१०--निम्नलि|खित शिक्षा उपःयों पर संक्षिप्त नोट सक्तारण 
त्तिखिये मी 
(१) वयाख्या--- 
(२) श्यामपट का प्रयोग-- 
(३) पाठ समझाने में चित्रों का प्रयोग-- 
(४७) विद्यार्थी के लिखित काय की जाँच--.. 


१०२ शिक्षा-शास्त्र 


११--शिक्षा के कार्या में उदाहरण झोर वन की क्या आव- 
श्यकता है ! 

(३--पाठ पढ़ाने में प्रश्नों की क्या महत्ता है? उदाहरणा देकर- 
सममाइये कि अध्यापक को कक्षा में किस तरह के प्रश्न 
पूछने चाहिये | [नामल] 

!३--स्कूल में पुस्तकालय का होना क्‍यों आवश्यक है ? पुस्त- 
कालय का उचित अयोग किस तरह किया जा सकता है ? 
उदाहरण देकर सममाइये कि सिडल स्कून के पुस्तकालय 
में किस प्रकार की किताबें होनी चाहिये ? [नाम॑ल] 

१४--सममभाइये कि व्याख्या से पहिले वन को क्‍यों रखना 
चाहिये ! आप किस स्थान पर व्याख्या को काम में 

/ लायेंगे ! [सी० टी०] | 


१६--उन शिक्षण उपायों और सामान को, जिन्हें आप ने शिक्षा 
के सिलसिले में प्रयोग किया हो कुछ विस्तार के साथ वर्णन 
कीजिये ओर उनकी महत्ता का क्षेत्र वर्णन कीजिये । 
[सी० टी०] 

!६--किसी दो पर संक्षिप्त नोट लिखिये | 
(१) शिक्षा शिक्षण में रेडिया | 
(२) पाठों में स्थानीय इतिहास की जगह । 
(३) विज्ञान में लेबारेट्री का काम | [सी० टी०] 

!४--भूगोल की शिक्षा सें यात्रा और सैर (+050प7'8078) की 
महत्ता पर विवेचना कौजिये | [सी० टी०] 

!८-शिक्षा-शिक्षण की महत्ता साफ-साफ मालूम कीजिये | 
अपने पाठ के बीच में आपने जो उपाय प्रयोग किये हों 

. उनमें से कोई दो चुन कर के उनही महत्ता का अलु- 

मान कीजिये | 


शिक्षा के उपाय १०३३ 


१६--एक अध्यापक का चतुरता और योग्यता का स्पष्टीकरण 
किसी हद तक इस बात से होता हैं कि वह उत्तरों से क्लिस 
तरह पेश आते हैं? ऊपर लिखित बात पर विवेचना कीजिये 
आर अपने प्रयोगों के आधार पर उदाहरण दीजिय। 

२०-छोट बच्चों के साथ भूगोत्र के कामों में (१) ऐक्टिंग 
(3 ४709), माडल बनाना (माडलिंग) को कौन सा स्थान 
ग्राप्त है ? [ एत्त० टी० | 

२१--भूगोल के पढ़ने में आप निम्नलिखित का क्या प्रयोग करेंगे ? 
(१) पोस्टर ( बड़े-बड़े विज्ञापन), 
(२) दे सके समाचार पत्र, 
(३) एकत्र किये हुए चित्र | 


अच्याय ८ 
बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ 
(१) किंडरगाटन 

किंडरगाटन कया है ?--किंडरगाटन केवल एक शिक्षा-प्रणाली 
| जो फ्रौवेल के मस्तिष्क की उपज है ओर जिसको ठीक-ठीक और 
सफल रीति से चलाने पर बच्चों की भावी भलाई ओर उन्नति का 
अवलम्बव है। यह एक नई शिक्षा-प्रणाली है; एक नई शिक्षा-पद्धति है; 
जिससे खेल-कूद के द्वारा शिक्षा हो सके और बच्चों का स्वतंत्र अनुकरण 
ओर क्रिया को काम में लाया जा सके; अर्थात्‌ यह तरीका केवल 
शिक्षा ग्राप्ति में सहायक होता है। ह 

किंडरगाटन एक विशेष ढंग का स्कूल है या यों कहना चाहिये कि 
बह एक विशेष प्रकार का बच्चों का स्कूल है| मगर वास्तव में वह है 
बच्चों के स्कूल ओर पाठशाला के वीच की एक लड़ी जो दोनों के मुख्य- 
मुख्य भागों पर निभर होती है। बच्चों का प्राकृतिक सहवास उनका 
वह पलना है जहाँ उनकी खुशी ओर मनोरंजन के सामान, स्वतन्त्रता, 
सहानुभूति ओर प्रेम द्वारा जाशत होते हैं ओर विना इन बातों के बच्चों 
का उन्नति पाकर पूर्ण व्यक्ति बना एक कठिन समस्या है। अतएव उन्हीं 
गुणों ओर विशेषताओं का पाठशाला में मौजूद होना बहुत आवश्यक 
है ताकि सहज रूप से उसका विकास हो सके। :बच्चा उसी समय शिक्षा 
ग्रहण कर सकता हैं जब कि उसको पाठशाला उसका पलना भी हो 
ओर शिक्षागह भी और घर भी ओर विश्वविद्यालय सी | किंडरगाटन 
में घर और स्कूल के इसी सम्बन्ध को जोड़ने का प्रयज्ञ किया गया हैं | 

किंडर॒गाटन के लाभ--इस शिक्षा-प्रणाली के लाभ शिक्षा के 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ १०प 


प्रत्येक दृष्टिकोश में नहित हैं | एवसे पहिले मानमरूक लाभ लीनिये। 
किंडरगाटन से बच्च की ग्राकृतिक प्रवू त्त को विकलित होने का अवसर 
मिल्लता हू | बच्च रे साच- बचार करने ओर (सर।जल्ञण का शाक्त उनपन 
हो जाती है। इसके अलावा! बच्चे इस नेब्रम से शक्षा प्रात करने में 
आनन्द का अनुभव करते हैं| किंडरगाटन द्वारा शिक्षा देने से बच्च 
को शारीरिक लाभ यह पहुँचता है कि खेलों के द्वारा उसको अपने हाथ- 
पाँव हिलाने का काफों अवसर मिलता है। बच्चा काम करने के लिए 
वेचैन रहता है | उसकी यह वेचनी खेलों से पूरी होती है| उसके शरीर 
का प्रत्येक अंग अपना काम करता है और उन्नति करता है। इनके 
अतिरिक्त इस शिक्षण पद्धत के लाभ का आचा <क दष्ठीोकोणु भी ह ! 
खेल से बच्चा बहुत सी काम की वबर्तें सीखता है; जसे सफाई, क्रम, 
ढंग, सच्चाई, आज्ञापालन, काम से ग्रेम इत्यादि विशेष्ञायें उसमें 
विकसित हो जाती हैं और बच्चा बुरे भले की पहिचान भी करनें 
लगता है | 

फ्रीइल के उपहा जन ने सात उपहार बनायेथे लेकन 
उसके बाद उन उपहारों झे काफी बुद्ध हो चुकी है, उनको महत्ता से 
कोई हन्कार नहीं कर सकता है | इन उपहारों के बनाने में जो सिद्धान्त 
सामने रखकर बनाया गया है वह यह है कि बच्चा विषनन्न चौंज़ों को हृथ 
में ले; उनको देखे भाल, उनसे खले आर सुन्दर शिक्षा प्राम कर | इन 
उपहारों में रबड़ की गंदे, लकी का वेलन, क्यूत | बर्गाकार ) आर 
आयताकार ओर दसरी शकलों के 5 न दुकढ़े होत हैं। इन सबका लाम 
वही है जिसकी चच! की जा चुकी है अर्थात्‌ खलने से अपनी मानसिक 
शक्ति को विकसित करना ओर शिक्षा प्रात्ष करना। इन उपहार के 
अतिरिक्त अब किंडरगाव्न मं ओर बहुत से खेल बच्चां को दिये जात 
हैं| बच्चे कागज काठते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं, सीते पिरोत हैं 
कागज मोंड़ते हैं, दफ़्ती का काम करते हैं ओर बहुत से कामों मे लगे 
रहते है | इन सब कायों का सिद्धान्त केवल यहाँ है के बच्च क' 


श्०द शिक्षा-शास्त्र 


प्राकृतिक प्रवृ'त्त को विकसित होने का अवसर देना ओर ऐसे कामों में 
लगाना जिनमें उसे दिलचस्पी हो | 


(२) मेडम मान्टस्थोरी की शिक्षा पद्धति 


मेडम मान्ठ्स्योरी को वर्तमान काल के शिक्षा-शास्त्रियों में एक 
उच्च स्थान प्राप्त है। वह इटली की रहने वाली थी। शुरू में उन्होंने 
ड्ाक्टरों की शिक्षा प्राप्त की ओर इस सिलसिले में बच्चों के स्वास्थ्य के 
विषय में विशेष रूप में ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपना 
ध्यान ऐसे बच्चों की ओर आकर्षित किया जिनमें कोई न कोई त्रुटि हो। 
'थीरे धीरे वह बच्चों की शिक्षा की ओर आकृष्ट हुई । उनका विश्वास 
हे कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम जितना भी हाल बच्चों के विषय 
में मालूम करे अच्छा है | उन्होंने मनोविज्ञान का भली प्रकार मनन 
किया ओर विशेष रूप से उस ज्ञांन के उस भाग का गहरा निरीक्षण 
किया जो कि बच्चों की मनोंवृत्ति के दृष्टिकोण से सम्बिन्धित है| अस्त में 
उन्होंने संसार के सामने अपनी शिक्षा-प्रणाली रक्खी, जिसको असाधारण 
रूप से सफलता प्राप्त हुई | 
इस प्रणाली के सिद्धान्त--मैडम मान्टस्योरी की - शिक्षा-प्रणाली, 
किंडरगाटन की शिक्षा-प्रणाली से मिलती-जुलती मालूम होती है और 
सत्य तो थह है कि दोनों का सिद्धान्त एक ही है “बच्चों को खेल द्वारा 
शिक्षा देना”। लेकिन यदि पूछ्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो दोनों में एक 
विशेष अन्तर दिखाई देगा और सम्भवत: अन्तर यही है कि किंडरगार्टन 
को मान्य्स्योरी वाले “बच्चों के घर”? के मुकाबिले में पीछे डाल 
दिया है | 
मान्ट्स्योरी की शिक्षा-प्रणाली बच्चों की पंच इन्द्रियों को विकास 
देने पर जोर डालती है। बच्चे की इन्द्रियों को इस तरीके से 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि बच्चा स्वतन्त्रतापूषंक काम 
में लगा रहे और अपने मस्तिष्क और शरीर का विकास करे | डाक्टर 


बच्चों की शत्षा की नई रीतियाँ १०७ 


मआन्टस्योंरी का कहना है कि हम इन्द्रियों कों व्यवस्थित करने वाले 
कामों से बच्चे को इस योग्य वना सकते हैं कि वह चीजों में पहिचान 
कर सके और उनको क्रम से रख सके?” अर्थात्‌ छोटे छोटे मानसिक 
व्यायामों के द्वारा वह ऊँची मानसिक शक्तियों को काम में लाने का 
अवस्र देती है। उनकी शिक्षा-प्रणाली की दूसरी विशेत्रता यह है कि 
वह बच्चे की कल्पना-शक्ति पर जोर देती हद । बच्चे की प्रवृत्ति में यह 
वात पाई जाती है कि उसकी कल्पना उड़ान भरती रहे। मैडम 
मास्ट्य्योरी कहती हैं कि नवयुवक् जो चीज देखता है बस देखता है 
लेकिन वच्चा चीज को देखकर उसका सही रूप नहीं समझता | 
इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे के मस्तिष्क स॑ चीज़ों का 
गलत रूप विकास पा लेता है| स्पष्ट है कि हम उसको करी तरह 
भी उचित नहीं ठहरा सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है 
कि बच्चे की कह्पना-शक्ति सही रूप में काम में लाई जाय। बच्चा 
असली चीज़ों को देखे, उनको हाथ में ले और अपने निरीक्षण से 
परिणाम निकाले । 

मांटस्योरी के खेल--इन समस्याओं को सामने रखते हुए मेडम 
सान्ट्स्यारी ने अपने खेल आविष्कृत किये। उन खेलों के उद्दृंश्य बताये 
जा चुके हैं : उन खेलों में से कुछ लकड़ी के ठोस बेलन, ठोंस आबता- 
कार टुकढ़े, वर्गाकार इत्यादि होते हैं जिनसे वह तरह-तरह की शक्ले 
बनाकर चीज़ों की छोटाई-बढ़ाई और उनके आयतन इत्यादि 
की शिक्षा प्राप्त करते हैं| इसके अतिरिक्त अपनी इन्द्रियों को शिक्षित 
करते हैं और शारीरिक उन्नति करते हैं| हिसाव सीखने के लिए. 
उनको एक खास खेल दिया जाता है, जिसमें दस छुड़ियाँ होती हैं । 
सबसे लम्बी छुड़ एक मीटर लम्बी होती हे और सबसे छोटी एक 
डेसीमीटर। प्रत्येक छुड़ पर एक एक इसीमीटर की दूरी पर लाल 
या नीले रंग से चिन्ह बने होंते हें। जब सब छुड़े! एक दूसरे के पास 
पास रक्‍खी जाती हैं तो उनके ऊपर के चिह्न एक दूसरे से मिल जाते 


श्ण्८ शिक्षा-शास्त्र 


हैं, सब छुड़ियों को मिला दिया जाता ६ और वच्चा उनको क्रमानुसतार 
रखता है, इस तरह कि सबसे लम्बी छड़ के वाद उससे छोटी छुट्ठ 
रक्‍खी जाय और उसके बाद उससे छोटी | उन छुड़ों के साथ खेलने से 
बच्चा एक से दस तक गिनती सीखता है और उसके मस्तिष्क में यह 
वात बैंठ जाती है कि एक चौज़ के दस भाग कैसे किये जा सकते हैं 
और यह कि उन दस भागों में से एक भाग का अथ क्या है अर्थात्‌ 
वह दशमलव से परिचित हो जाता है। 

दश्य-शक्ति की व्यवस्था के लिए. भी बहुत से खेल होते हैं, जे 
रेशमी फीते के बहुत से ठुकढ़े बच्चों को दे दिए जाते हैं; हर ढुक 
का रंग भिन्न होता है, यही नहीं बल्कि रंग भी हल्के या तैंज होते हैं। 
बच्चे इन रंगों को देखते हैं ओर उनको क्रिली विशेष क्रम से चुनते हैं । 
और इस तरह से उनके मस्तिष्क में विभिन्न रंगों के सम्बन्ध में विचार 
हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त बच्चों को और बहुत से ऐसे खेल दिये जाते हैं 
कि जिनसे वह अपनी सहायता आप करना सीखें । बच्चे प्राय: कपड़े 
पहनने, बटन लगाने वगैरह के विपय में अपने से बड़ों के आश्रित हो 
जाते हैं| लेकिन डाक्टर मान्ट्स्योरी की शिक्षा प्रणाली में उनकों यह रुव 
बातें सिखाई जाती हैं। मान्ट्स्योरी की शिक्षा-प्रणाली के ध्येय का यह 
दावा है कि मान्टस्योरी बच्चे दूसरे बच्चों की अपेक्षा शीत्र अपने कपड़े 
उत्तार सकते हैं ओर पहन सकते हैं । रा 

किंडरगाटन और, मांटम्योरों शिक्षा-प्रणाल्ली--बाह्यम-दृष्टि से 
हम यह कह सकते हैं कि दोनों प्रणालियाँ एक-सी हूँ या कि सात्ड- 
स्पोरी ने फ्रीवेल की शिक्षा-प्रणाली में कुछ छुघार किये हैं ओर व | 
यह किसी रूप में ठीक है, लेकिन बिलकुल सही नहीं | दोनों प्रणा- 
लियों के सिद्धान्त एक ही हैं लेकिन फिर भी दोनों में वड़ा अन्तर है। 
सबसे बड़ा अन्तर यह है कि किडरगाटन में बच्चों को स्व॒तन्त्रता नहीं | 
शिक्षक एक ही पाठ कुल कक्षा को पढ़ाता है। अगर बच्चों के हाथ में 


बच्चों की 'शज्षा की नई रीतियाँ श्०६ 


कोई उपहार है तो शिक्षक्त रव बच्चों को एक ही सा निर्देश करेगा। 


जैसे बच्चों को पहिले उपहार स्वरूप गेंद देते हुए अध्यापक कहता 


री 


छोट बच्चो आओ वेठों, 

गेंद झो लेकर हाथ में देखो। 

जान. नरंगी पीली पीचनी, 

कुछ हैं हरी कुछ नीली नीती ॥| 
इस तरह से एक के वाद एक गेंदे सव बच्चों के हाथ में जाती हैं । 
इसमें कोई समन्‍्देह नहीं कि बच्चे स्वतन्त्र रहते हैं। लेकिन फिर नी 
अध्यापक उनको निदंश करता है और सव वच्चे सामूहिक रूप से 
काम करते हैं। दुसरे शब्दों में किंदरगाव्न से बच्चे अध्यापक्र के निबर- 


अंक 


त्रण में रहते हैं| वह अपनी राब के बहुत क्रम मालक होते हैं। 
उनका व्यक्तिल वहत कम काम करता है| अगर किंडरगावन के किसी 
पाठ में अध्यापक किसी आने वाले अततेथि से बात-चींर करने लगे 
तो पूरी कक्षा में खलवजन्ी मच जायगी। बच्चे शोर करने लगेंगे। 
इसका कारण यही है कि बह अध्यापक की सहायता के इच्छुक होत 
हैं | इसके प्रतिकूल मान्टस्योरी के बच्चे सही माने में स्वतन्त्र हैं। वृह 
अपनी सरुम्मते के मालिक हैं। उनको आवश्यक्रीय निर्देशन दिया 
जाता है | मगर बह बहत कम होता है | बच्चे स्वयं खेल उठाकर लाए 
हैं. स्तरय हो जी में आता है करते है और हर तरह से उनका व्यक्तित्व 
स्थिर रहता है | अगर मान्टस्योरी के दर्ज में कोई अध्यापक से आकर 
बात करने लगता हे ते बच्चों म॑ बेचनी नहीं होने पार्ती और वह 
उसी तनन्‍्मयता और लगन के साथ काम में लगे रहते हैं | 

मान्ठस्योरी के खेलों में एक बात ओर है। यह खल पंच-इन्द्रियों 
की शिक्षा के लिए फ्रीवेज्ञ & खेलों से अधिक सुन्दर हैँं। फ्रीवेल के 
खेल उसके ध्यानावस्थित समदृष्टि की दशाप्रों से प्रभावित होते हैं। 
बह हर खेल में इंश्वर भक्ति को पाता है | लवशे पहिले बच्चों को हाथ 


११० शिक्षा शास्त्र 


में गेंद दी जाती है क्‍योंकि गंद केवल ,एक होती है। उसमें बहुत से 
कोने या रेखायें नहीं होतीं। इस तरह उसके दूसरे खेलों में तक ओर 
योगावस्था का बहुत कुछ प्रभाव है। इसके प्रत्येक खेलों में बच्चे की 
प्रदतत्ति, उसकी दिलचस्पी और उसकी शिक्षा को दृष्टि के सामने रक्खा 
गया है | ह 
इसके अतिरिक्त मान्ठस्योरी की शिक्षा-प्रणाली बच्चों को लिखना- 
पढ़ाना सिखाता है। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने ओर गणित 
सीखने आते हैं | इस संक्षेप से निबन्ध में हम मान्टठ्स्यारी के नये खेलों 
की चर्चा नहीं कर सकते । कुछ शब्दों में यह बता देना कि मान्टस्प्रोरी 
का पाव्य-क्रम का सिद्धान्त क्या है दिलचस्पी से खाली न होगा | 
मान्टस्योरी का शिक्षण पाछ्य विषय--उसके शिक्षण पाठ्य 
विषय में से पहिले भूमिति या अलजबश ( बीजगणित ) की शक्लें 
होती हैं जो लकड़ी की बनी हांती हैं इन शक्लों में हेंडिल (&70]6). 
लगा होता है ताकि उनको सरलता से उठाया जा सके | इसके अतिरिक्त 
लकड़ी के एक ठोस टुकड़े में इन्हीं शक्लों के अनुसार खाने बने होते 
हैँ ताकि शक्लें इन खानों में ठीक आ सके | बच्चा इन आगकारों को 
खानों में ठीक से रखता है ओर आँखें बन्द करके अपनी उँगलियाँ 
आकृतियों के चारों ओर फेरता है ओर इस तरह बता देता है कि कौन 
सी आकृति उसके हाथ में है। इस रीति से न तो सिफ बह अपनी 
इन्द्रियों की शिक्षा देता है बल्कि वह अपनी उगलियों को भी गति' 
शील करता हैं ; ऐसी गति जो कि उसे लिखने में सहायता देती है। 
इसी के आधार पर बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। बच्चे 
को कागज पर बने हुए बढ़ें-बढ़े अक्षर दिये जाते हैं ओर ऐसे चित्र थी 
दिये जाते हैँ कि जिनके पहिले अक्षर वही हों जो बच्चे के हाथ में हों | 
बच्चे इन अक्षरों पर अपनी उँगली इस तरह फेरते हैं कि जिस तरह से 
लिखने में उनको गतिशील करनी पढ़ती है | पहिले वह अंगूठे के पास 
बाली उंगली उस पर फेरते हैं, फिर उसके बाद उसके पास वाली 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ ११६ 


उँगली को सम्मिलित कर लेते हैं ओर दोनों को मिलाकर अक्षरों पर 
फेरते हैं; अन्त में उनके हाथों में कोई लकड़ी या कलम दे दी जाती है 
ओर अब उसको अक्षरों पर फरते हैं और इस तरह लिखने का अभ्यास 
करते हैं । 
इस सिलसित्ले में सबसे अधिक दिलचस्प बात यह है कि पहिले' 
तो अपनी उँगलियों ओर अपने हाथों की चालों से लगातार अक्षरों 
का बनाना सौखते हैं ओर फ़िर वह कोई चीज देखते हैं और उस चीज 
का नाम लिखा देखते हैं तो उठ चीज का नाम लिखा हुआ वच्चों के 
मस्तिष्क में सुरक्षित रहता हैं। बच्चा उस नाम को लिख न सके यह 
दूसरी वात है लेकिन जब उसे वह लिखा हुआ दिखता है तो तुरन्त 
समझ लेता है कि इससे क्या मतलब है। इसी के आधार पर मैडम 
मान्ट्स्योरी एक जगह पर लिखता हैं : 
एक दिसम्बर के महाने म॑ सूरज चमक रहा था और सद्ावनी 
हवा चल रहो थी | मे बच्चों को लेकर छुत पर चली गई। मेर चारों 
ओर वच्चे स्व॒तन्त्रतापूवक खेल रहे थे। बहुत से बच्चे मेर चारों 
तरफ़ इकट्ठा थे । में एक चिमनी के पास बैठी थी। अचानक #ेने एक 
पाँच वर्षीय वालक को एक टुकड़ा चाक का देंकर कहा--“इस चिमनी 
का चित्र बनाओ” उसने मेर हाथ से चाक का टुकड़ा ले लिया ओर 
एक आज्ञापालक बच्चे की भाँति पास पढ़े हुए एक खेल के ठुकढ़े 
र चिमनी की शकल खींच दी | मने अपने स्वभाव के अनुसार बच्चे की 
बहुत प्रशंसा की | बच्चे ने मेरी तरफ़ देखा, कुछ नुस्कराया और उसकी 
कण की कुछ ऐसी दशा हुई कि बह अब खुशी के मारे चीखे, और 
उसके वाद वह चिल्ला उठा-जउुके लिखना आ गया, मुझे लिखना आ 
गया; ओर फिर कुक कर उसने फश पर “हाथ” शब्द लिख दिया। उसके 
बाद उनने उन्मत्त की भाँति दुसरे शब्द भी लिख। जैसे --चिननी, छुतः 
वद लिखता जाता था और चिल्नाता जाता था मुझे लिखना आ गया, 
मुझे लिखना आ गया। उसके शोर से दूनरे बच्चे भी उस स्थान पर 


श्श्र शिक्षा शात््र 


इकट्ठा हो गये ओर वह सब आश्चर्यान्वित ड्रोकर उसकी ओर देखते रहे। 
उनमें से दो तीन बच्चों ने उत्साह में भरकर काँपते हुए मुकसे कहा-- 
“हमें भी चाक दो, हम भी लिख सकते हैं? ओर सत्य है कि उन्होंने 
भी विभिन्न शब्द लिखना शुरू कर दिये। जैसे--मार्मा, हातजान, 
पापा । 

उन बच्चों में से किसी ने भी आज तक अपने हाथ में चाक या 
ओर कोई लिखने की चीज नहीं ली थी। यह पहला अवसर था कि 
उन्होंने कोई पूरा शब्द अपने हाथ से लिखा था। बिलकुल इसी तरह 
जिस तरह बच्चे वोलते हुए पूरा शब्द एकदम मुँह से निकालते हैं | 

अब तो बच्चे खुशी से फूले न समाते थे | वह हर जगह लिखते फिरते 
थे। मेंने देखा कि बच्चे श्यामपठ के पास खड़े हुए हैं और उस पर 
लिख रहे है। बच्चों के पीछे दूसरे बच्चे कुर्सी पर खड़े होकर अपने आगे 
वाले बच्चों के शिर से ऊपर लिख रहे थे | कुछ बच्चे दरवाजों के किवाड़ों 
पर लिखने की कोशिश कर रहे थे | मतलव यह कि उन दिनों हम लोग 
चारों तरफ़ कुछ न कुछ लिखा हुआ देखते थे | हमको मालूम हुआ 
कि घर पर भी बच्चे लिखने में तन्‍्मय रहते हैं। कुछ माताओं ने तो 
यह किया कि चौजों को बच्चे के लिखने से बचाने के लिए अपने बच्चों 
को काग़ज़ और पेन्सिल दे दिया |? 

अन्त में मैडम मान्य्स्योरी लिखती हैं “कोई व्यक्ति भी इस घटना 
को महत्ता से इन्कार नहीं कर सकता कि बच्चे को सिखाने के लिए 
और उसको शिक्षा देने के लिए यही प्राकृतिक रीति है |” 

अपनी पुस्तक के इस अध्याय के अ्रन्त में वह पॉँच वर्ष के बच्चे 
के हाथ का लिखा हुआ नमूना देती हैं। और असल बात यह है क्रि 
हमारे यहाँ के स्कूलों के सात वष के बच्चे भी उतना अच्छा नहीं लिख 
सकते | 

गणित सिखाने के लिए मैडम मान्ट्स्योरी ने जो खेल बनाये 
उनका विस्तृत वणन यहां विस्तार बढ़ जाने के मय से नहीं दिया जा 


वच्चों की शिक्षा की नई रॉतियाँ ११३ 
सकता। संत्षेत में यह निवेदक है कि मिनती लिखाने के लिए उसने 
लकड़ी छे फ्रमों में तागे द्वारा गोलियाँ लगाई | इन तरह इसके 
अतेरेक्त उसने आर बहत सी गोलियों के चल बनाये जिससे बच्चे न 
केवल गिनती ही सरलतापूबक सीख नके वल्कि पद्माढ़े भी बिना किसी 
कठिनता के सरलतापू्वक याद कर खरे | 

इसके अति रेक्त व्याकरण जैसे शुष्क विपयों के नखाने के लिए 
मैडम मान्टस्वोरी ने अलग खेल आविष्कृत किये $। नूगोल और 
इतिहास की भी शिक्षा देने के लिए उनने प्रवन्ध किया | मतज्नव कोई 
भी विपय क्‍यों न हों, जिसकी शेक्षा बच्चे के लिए आवश्यक है उसके 
दियय में उसने ऐसे खेल बनाये कि बच्चे उनका खेचें और सीखे | 


(३) जान ठबी की शिक्षा-प्रणाली 


जानडबी--जानदेवी अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा-शा्त्री आछ- 
निक काल के शकप्षा-शान्त्रियों में एक महत्ववूण स्थान ग्राम कर छके 
हैं। वह अमेरिका को रियासत वारमाउस्द 5 कस्वे बरल्लंगटन में नन्‌ 
१८५६ ई० में वैदा हुए ये । अपने प्रारम्भिक काल में बह अपरीका की 
तीन वड़ी यूनीवालिटियों के प्रोफसर रहे | सन्‌ १६०४ ३० में शिक्षा के 
डाक्टर थे उन्होंने शिकागों में एक नए ढंग पर प्रबोगी स्कूल स्था “त 
किया; उसमें उन्हें ऋसाबारण सफलता ग्रान ह॒ुइ | दो नाः क्र बढ 
ऐकिंग छीन) में तक-शास्त्र-विभाग को प्रोफेठरी & पद पर «|| ! ईरान 
वालों ने भी उनको अपने शिक्षा-विन्नाम को नये स्रि से ढालने के 
लिये निमंत्रित क्रिया | आज कल वह कफोलम्बिया यूनीव/िटी की सेवा कर 
रहे हैं ओर संसार के वढ़े-बढ़े शिक्षा-शान्त्रियों में उनकी प्रतिष्ठा सबसे 
अधिक ह | 

शिक्षा संतार में उनकी सबसे बड़ी सेवा यह है के उनहेति ने 
केवल वतमान शिक्षा पद्धति के विरोध में ऋबाज उ 
संसार को दिखा देवा कि इस शिक्षानद्धति के अपन 

दा 


११८ शिक्षा-शास्त्र 


शक्षात्राप्त कर सकते हैं| ऐसी शिक्षा «जो उनको जीवन की कठिन 
परिस्थितियों में से गुजरने में अच्छी रीति से सहायता दे सके | 


व्यवसायिक क्राम्ति--इसके पूव कि हम प्रोफेसर डेबी के 
शिक्षा-प्रणाली के दृष्टिकोण पर तक करे, अच्छा होगा कि हम उस 
सकल वेचेनी की चर्चा करते जो सभ्य देशों में “व्यवसायिक 
क्रान्ति” के बाद प्रकाश में आई | अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी में 
नई-नई मशीनों के आविष्कार से ओर विज्ञान की इस उत्तरोत्तर सफल 
क्रांति से संसार की नागरिक, सामाजिक, व्यवसायी जीवनों में जबरदस्त 
इंकलाव आ गया। मशीनों के आ्राविष्कार से पहले छोटे-छोटे गाँवों. 
में जनता अपने जीवन की आवश्यकताये स्वयं अपने हाथों से 
से बनाती थी । कपड़े वाला कपड़ा बुनता था। उसका छोटा-सा 
करघा उसका साथी होता था, वह दिन सर काम करता था | उसके स््री- 
बच्चे उसकी सहायता करते थे ओर हंसी-खुशी जीवन के दिन व्यतीत 
करते थे | इसी तरह बतन बनाने वाला अपने थर पर बतन बनाता 
था, लोहार लोहे की चीजे ढालता था, स्तरियाँ चक्‍की से आरा पीसती 
थीं। मतलब सब काम हाथ से होता था। दस्तकारों की उथल-पुथल क 
बाद स्वाभाविक रूप से हाथ से काम करना धीरे-धीरे कम होता गया | 
बड़ें-बढ़े कारखाने खुलने लगे जहाँ पल भपकते ही अच्छा काम कम 
खच में होने लगा | गाँव की आबादी खिंचकर शहर में आ गई । 
शहर के लोगों ने कुछ पढ़ा-लिखा और शोर मचाना शुरू कर दिया 
कि उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाय | जहाँ इन्होंने “ओर बातों 
की भलाई चाही उनकी इच्छा यह भी थी कि उनके बच्चों की शिक्षा 
भी उचित टंग से हो | वह चाहते थे कि वच्चों को ऐसी शिक्षा दो 
जाय कि जितकी सहायता से वह संसार में कुछ काम कर सके | 
किताब पड़ा देने से ओर किताब की अच्छी-अच्छी वाते उनके 
मस्तिष्क में ठुस देने से वह सन्तुष्ट न थे। वह दस्तकारों की शिक्षा 


व का शकतक्षा छा न 


८णीं| > 


न्‍्ध्त 


गलनयाँ श्श्पू 


है 


आई 


के इच्छुक थे और साथ हाय यह भी चाहत थे कि बच्चे वर्तमार 
'राक्ा के प्रकाश से भा लाभ उठाये द 
मा 54 “यॉहप की अपेन्ना अग्ैरका में यह शोर 
0 कफ हल, हाल, प्रकर, थार्नशइक इस्याद ने बच्चों 
शाक्षा देने की समस्या पर बहत सोच 'वेचार किय 

था। डवा ने भी इस समस्ता को अपन हाथ म॑ लिया | उसके बच हे 
क अजुसार प्रत्येक का के जीवन छे लिउ शज आवश्यक है ! कर | 
'वेचार हैं के शिक्षा में कु न कड आप्यः पता अवश्य बा ट जिन 
कार एक परेवार के जीवन में कड बातें + डर दर पीठ चली ही, 
23068 उसा परिवार के व्यक्तियों में बशेप रूपए | पाइ जाती हैं | 
'शाज्षा का प्रभाक भी जातयों में पोती दर पडो पाया 


के 


जाता है| आवश्यकता इस वात क है के इन शक्षा के प्रसाद ७ 
उन्दर ढग ने प्रयोग किया जाय | डवा शक्ष के दो ने क्‍ हे 
है | पहला अपने वातावरण के द्वारा शिक्षा प्रात करना कक 
'कसा पाठशाला के द्वारा | बातावरण के द्वारा शक्षा प्रात कर है 
अथ हूं के बच्चा अपने आस-पास अपने बढ़ां को काम हक 
हखता है आर उनकी बात सोस्य जता है | इस , रत से जल 
पाचन उसय में होती थी। प्राचीन नमय में न सकल थ, न पढने क 
जगह था. न कालज | हि ह 
बच्चे अपने बढ़े को काम 
स पराचत होत ध | उह 
थे | वहीं काम करत थे। देसी ही आदत झलते दे ! आजकल भी 
तावर्ण के दादा शक्षा दी जाती है| वच्च का प्रारम्भिक जीड 
चिक्षा वातापरण के द्वारा घबर ने आती है 
| बेचा अपने घर पर बह की बात से 
होती उसके घर पर घटित होती हैं | 


हि 


कट 
धो 
खत 


कप 
रत 
4 
्ि 
रा! 
| 
5 
हु । 
शत 
पट 
हा 
4 
| 
स्ल्डू 
-2( 
4] 
क्र 
|? 
८! 
'धि 
++ अप 
| 
अर ! 
-7 
| 
धर 
ह रडैँ 
हे 
शशि 


११६ शिक्षा-शास्त्र 


से बड़ा लाभ यह है कि वच्चे की व्यर्वस्था सुचारु रूप से हो जाती 
है| बच्चा शुरू से ही घर के काम में लग जाता है, वह अपने माता- 
पिता को काम में सहायता देता है, अपने बाप-दादा के पेशे से छोटी 
आयु में ही परिचित हो जाता है और समझने लगता है कि जीवन 
क्या है। ओर जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए किन 
किन गुणों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यह कि अपना जीवन 
एक सफल रीति से व्यतीत करने के लिए वह शुरू से ही ऐसी शिक्षा 
अहण करता है जो न केवल दस्तकारों होती है बल्कि जों उसको 
गुज्थियों को हर सम्भव रीति से सुलमा देती है । 

स्कूल--बच्चे को शिक्षा देने का दूसरा साधन स्कूल है । स्कूल 
से बच्चा बहुत सी बाते' सीखता है। ऐसी वात जो वह घर पर नहीं सीख 
सकता है। डेवी का विचार है कि स्कूल का उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि वह बच्चे को उसकी घरेलू या वातावरण की शिक्षा के सम्उन्ध 
में ओर शिक्षा दे | बच्चा घर पर बहुत सी बातें सीख चुका है । उसके 
योग्य माता-पिता उसको बातों-बातों में बहुत सी बाते बता चुके हैं | 
प्रायः विषयों पर वाद-विवाद हो चुका है। बच्चे ने प्राय बातों पर 
अपने विचारों को व्यक्त किया हैं और उसके माता-पिता ने समय 
समय पर उनको सुधारा है । इसके श्रतिरिक्त वह घर के कामों में 
भाग ले चुका है ओर इस तरीके से परिश्रम, साहस, संलझता, सन्तोष, 
इत्यादि गुझों से मंज चुका है; तात्पय यह कि घर पर वह काफी शिक्षा 
प्रात्त कर चुका है | अब आवश्यकता इस वात की है कि इस शिक्षा 
को घर के ज्षेत्र से बाहर किस तरह प्रचलित रंक्‍खा जा सकता है। 
यहाँ पर स्कूल की आवश्यकता आ पड़ती है | स्कूल में बच्चे की घर 
को शिक्षा को काम में लाने की आवश्यकता है। जो बातें बच्चे ने 
घर पर सीखी हैं उनको एक क्रम में और नियम के साथ व्यवस्थित 
करने के लिए स्कूल की शिक्षा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त घर की 
शिक्षा घर की परिस्थित पर ही अवलम्बित है और यह वच्चे की 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ ११७ 


उन्नति के लिए अपूण है । स्कूल में इस वात का व्यान रक्वा जाता 
है कि वच्चा घर की शिक्षा के अतिरिक्त अपने जीवन को सफल वनाने 
के लिए अपने चारों ओर की दुनियाँ ने भी ज्ञान ग्राम करे | 

आजकल का स्कूल--आ्राजकल स्कूल के विपय में दृष्टिकोण 
ही दूसरा है। स्कूल में वच्चा जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है । 
उसकी आयु का सुनहरी मोका स्कूल में व्यतीत हो जाता है। वह 
किताबें पढ़ता है, पाठ याद करता है; लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं 
होता | स्कूल की शिक्षा में ओर वातावरण की शिक्षा में सम्बन्ध हें 
नहीं रहता | बच्चा अपने घर पर कुछ सीखता है, स्कूल में उसको 
दूसरी बातें पढ़ाई जाती हैं; इसका परिणाम बह हो ता है कि स्कूल ओर घर 
के बीच में एक बहुत बड़ी स्ताई पड़ी है। हमारे स्कूनों म॑ बच्चों को 
एक ही समय में एक ही याठ पढ़ाया जाताहे। चाहे बच्चा उसमें 
दिलचस्पी ले या न ले। इस तरांके से बच्चे का व्यक्तित्व बहुत कम 
विकसित होता है| ऐसा मालूम दंता है कि वह बिलकुल ठस चीज़ है 
ओर उसके चारों ओर स्कूल की सम्स्वायें विछो हुई हैं । 

डेवी का सिद्धान्त--इवी साहब कहते है क्रि हमकों अपना 
स्कूल बदल देना चाहिये। स्कूल में बच्चे की हृलियत सूरज जैसी 
होनी चाहिये, जिसके चारों ओर प्रयंगिक कार्य चक्कर लगाते हैं | 
स्कूल और घर में एक सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये। जो बच्चा 
अपने यारों ओर देखता है वहीं वह स्कूल में देखे। इसलिए हमको 
चाहिये कि अपना पाख्य-विपव इर तरह चुनें के स्कूल की शिक्षा में 
ओर घर की शिक्षा में कोई भी अन्तर न रहे। इच्चा स्कूलों को 
अपने घर की तरह देखे | वहाँ उसको वहीं बाते दिखाई दें जो घर 
पर दिखाई देती हैँ | अन्तर केवल इतना हो कि स्कूल की बातें एक 
नियम के साथ ओर प्रवन्ध के रूप में हों | 

डेवी की शिक्षण प्रणाली के सिद्धान्त--इस सिद्धान्त को 
पूरा करने के लिए डवी अपना पाठ्य दिपय 


80 || 


कि है 
णि| , 


विपय बताते हैं। उनके पाठ्य 


श्श्ट शिक्षा-शास्त्र 


के सिद्धान्त वही हैं जिनका वणन किया जा चुका है; अथात्‌ १. बच्चों 
को ऐसे प्रयोगिक कार्यों के द्वारा शिक्षा देना जो वह अपने बाता- 
णु में होत देखते हैं| २. यह प्रयोगिक शिक्षा बच्चों का इकट्ठा काम 
ने में प्राप्त करना | ३. पाञ्य विषय ऐसा निधारित करना कि वह 
बच्चे को भावी जीवन में सफलता पूवक अस्तित्व रखने में स्थिर 
सहायक हो | 
डवी का “काम काज”--डेवी साहब का विचार है कि बच्चों 
को प्रयोगिक शिक्षा दी जाय | इसलिए वह अपने “काम काज? (0066- 
ए.०४70758) को स्कूलों में प्रचलित करने की सम्मति देते हैं। आवश्य- 
कता है कि काम-काज की व्याख्या की जाय। काम-काज से यह मत- 
लब नहीं है कि बच्चे को कोई काम के रने को दिया जाय कि दंगा 
फसाद करने के बजाय उसमें लगा रहे बल्कि उससे मतलब यह है कि 
बच्चा स्कूल में ऐसे काम करे जो वह अपने वातावरण में, स्कूल से 
बाहर होते देखता है | प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब बच्चे करो 
दस्तकारी की शिक्षा ही देनी है और वह भी ऐसी शिक्षा जो उसके 
सहवास से ग्रात्त हों सकती हैं तो क्या झ्ावश्यकता है कि उसको स्कूल 
हो म॑ भरती किया जाय। किसी दस्तकारी पाठशाला या किसी 
ध्यापक को सौंप दिया जाय और वहाँ पर बच्चा काम सीखे | डेबी 
साहब कहते हैं कि उसके काम काज और व्यवसायिक पेशे में 
अन्तर है। व्यापार के पेशे में केवल व्यापारिक चीजों को बनाना 
होता है और बस | लेकिन उसके काम काज न केवल चीज़ें बनाना 
मिखाते हैं वल्कि उनका उद्देश्य विशेष प्रकार से यह होता है के वह 
मस्तिष्क की शिक्षा और काम करने की जिज्ञासा में एक सम्बन्ध 
स्थापित रक़खे | व्यसायिक पेशे में बुद्धि की बहुत ;क्म आवश्यकता 
उड़ती है, जो कुछु भी काम किया जाता है मशीन की तरह बिना 
सोचे समके; लेकिन स्कूल के काम काज इस प्रकार किये जाते हैं कि 
हर पम-पगर पर सोचा समझा जाता है| विचार और !मनन किया 


श्र 


बच्चों का शक्षा की नई राोतियाँ ध्श्६ 


जाता है | बच्चा अपने ज्ञान भरडार में वृद्धि करता रह और पृव ज्ञान का 
अथोग सभी ऋरता रहे | 

इबी के काम काज का मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। उसके 
लम्बन्ध में हम यह विवेचना करंगे कि देवी के विचार मनोविज्ञान 
के सम्बन्ध में क्या हैं | प्राचीन समय में यह सोचा जाता था कि बच्चा 
अपनी शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्रात् करता है; ले केन डबी साहव कहते 
हैं कि नहीं। बच्चा स्वयं काम करने के बाद शिक्षा प्राप्त करता है ' उन 
का विचार है कि बच्च के मस्तिष्क पर उसके पास परद़ोस का प्रभाव 
अवद्य होता है| इस कलासमक प्रभाव को विकसेत करने के लिए 
आवश्यक हैं कि बच्चे के बातावारण से लान उठाया जाय | उससे 
ऐसे काम कराये जाँय जो वह वास्तव में संभार में होते देखता हे | 

इसके आतेरेक्त एक वाल और भी है। प्राचीन समय के अबच्यापक 
बच्च की शक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रक्नति-नेरूपण के 
निलसिले में बड़ा प्रयत्त करते थे। प्रत्येक बात को ध्यान पूवक 
देखने के लिए हर समस्या पर सोच-विचार करने के लिए वह बच्चों 
का नरीक्षण कराते थे | घटनाओं का कारण बताते थे ओर परिणार 
याद कराते थे; लेकिन स्पष्ट हैं क्वि इन तरोके से अनली उद्देश्य मृत 
दो जाता था। नव्र शिज्षा केवज्न सिर का दद बनकर रह जाती थी -- 
शआर वह बच्चे को उनके प्रयगिक जीवन में विलकुल् नहावता 
देती रथ 'तकल इवी साहब अपने काम कराज छे द्वारा बच्चों 
के हर बात को स्वयं देखे, व्वर्य उस पर विचार 
वय॑ पारंणाम निकाल | जहाँ कहीं आवश्यकता हों, अध्या- 

यत 


ही 
ऋन्क० 
हर 


जि लि 
यक की सहायता ले लें | इस तरद प्रयोगिक काय के साथ-नाथ अपने 
स्तिप्क की भी ट्र॒ निंग करते हैँ। इस प्रणाली से देवी का परख्य वियय 
विलकुल वतमान काल के मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अद्ुपार है । 


उदाहरण के रूप में कल्पना कीजिये कि एक उच्च को लकदी 
का एक छोटा सा वाकक्‍्स बनाना है। अगर बह ना सोच समके 


हल 
० 
झा । 


१२०७ शिक्षा-शास्त्र 


बढ़ई के मूख लड़के की भांति काग शुरू कर देता है तो ऐसी 
दशा भ॑ वह शिक्षा से बिलकुल दर रहता है; लेकिन जब वह प्रत्येक 
त के लिए सोचता है ओर प्रत्येक विचार को प्रयोगिक स्वरूप 
देना चाहता है तो यथाथ में वह शिक्षा प्राप्त करता है। सब से पहिले 
वह सम्दक का खाका बनायेगा, उचित लकड़ी पसन्द करेगा। फिर 
लकड़ी पर रन्‍्दा करेगा ओर दूसरे ओजारों का प्रयोग करेगा और 
उनका प्रयोग सीख लेगा । इसके अतिरिक्त वह इसी सिललिले में 
सैकड़ों बातों को स्वयं सोचंगा ओर करेगा। उसको कठिनाइयों का 
सामना करना पढ़ेगा ओर प्रयोग से, सोच विचार से उन पर अधिकार 
ग्राम करना होगा कि इस तरह उसको अवसर मिले कि बह अपनी 
मानसिक शक्तियों को व्यवहार में लाये ओर उसी के साथ-साथ अपना 
काम करता रहे। 
डेवी का स्कूल--पाख्य विपय में अपने काम काज सम्मिलित 
करके डवी ने स्कूल का रूप भी बिलकुल बदल दिया है। अब तक . 
स्कूल से मतह्नव ऐसे साधन से था जो बच्चों को पुस्तक पढ़ा सके | उन 
को शिक्षा दे सक्े। इस शिक्षा में ओर बच्चों के पास-पड़ोस के 
निरीक्षण ओर प्रयोग में बहुत कम सम्बन्ध था | डेवी आजकल के स्कूलों 
को एक खाके की सहायता से सममाते हैं। बह कहते हैं कि वर्तमान 
स्कूल भिन्न-भिन्न मांगों में वँगा हुआ है ओर इन तमाम भागों में 
विशेष सम्बन्ध नहीं है। हाईस्कल की शिक्षा तो किसी हद तक 
बच्चा एक ही सिलसिले में प्राप्त करता है, मगर इसके वाद तो कालेज 
में प्रवेश करता है या कोई दस्तकारी सीखता है या नामल स्कूल के 
लिए कोशिश करता है |, मतलब यह कि वह जो भी ज्ञान प्राप्त करता 
है उस ज्ञान में ओर अन्य ज्ञान में कोई सम्बन्ध नहीं रहता | इसीलिए 
एक पाठशाला की शिक्षा दूसरी पाठशाला की शिक्षा से बिलकुल 
भिन्न होती है । एक जगह कुछ सिखाया जाता है और दूसरी जगह 
कुछ ओर एक दूसरे की शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं होता है | 


ा 


वच्चां को शक्षा की नई रोतियाँ १२१ 


डवो साहव एक नये शिक्षश पाठ्य वपय की दागवल डालते हैं 
जिसमे स्कूल का रूपए बिलकुन्न परिव तट हो जाता है। उनका विस्तृत 
वणन करना यहाँ असम्भव है। संकेत में इतना वता देना आवश्यक 
हैं कि इस नये स्कूल में विभिन्न प्रकार की शिक्षा का एक दूसरे 
से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है वाकि एक शिक्षा 
दूसरी से विलकुल भिन्न न हो वल्कि रब शिक्षाओं में एकता और 
सहयोग हो | 
(४) प्रोजेक्ड मेथेड (+7०]०८व]7९४॥06। 
यह शशक्षा-पद्धत पहले पहल अमरिका में डाक्टर किल्पेट्रेक 
(4)7 . रि 807८) ने 
उस समय से लेकर अव तक उ 
हे 


९ 


भ्क 


न्‌१£१ में आडष्कृत की थीं! 
में बहुत से नुधार हो चुके हैं; लेकेन 
मुख्य-मुख्य सिद्धान्त वहीँ ! सब पहले लखे गयेथ | डाक्टर 
किल्पेट्रिइ ने 'प्रोजेक्ट' की प्रिसापा इस प्रकार की थो-“एक ऐसा 
उद्देश्य से. परिपृण कार्य जो मन लगा कर किया जाव और जो समाजी 


वातावरण में होता है | इसका मतलब यह हुआ कि उदिद्यार्थी के 


:.। लि 


वातावरण म॑ कोई काम किया जाता हो ओर उस काम को वह सरवच्न 
शिक्षा के ग्रहण के लिए किसी मुख्य उद्देश्य को हृष्ट के सामने रखते 
कह अ्क 


हुए कर तो इन शिक्षण-पद्धति को हम प्रोजेक्ट प्रणाली 
हैं। डाक्टर किल्पेडट्रिक के शब्दों द्वारा परणमादा में शिक्षा-शा स्त्रयों 
ने वहुत कुछ सुधार किये | अतएवं अब प्रोजेक्ट' से अथ यह 
जाते हैं कि एक ऐसा काय जिसमें कोई समस्या आर उसको उसके 

तक वातावरण में पूरा क्रिया जाय। इसका मतलब भी लगभर 
वही है ज्ञिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है अथत्‌ प्रतिदन जीवन 
में कोई वात वच्च के सामने रखना और वच्चे को मनोवज्ञानिक 
सिद्धान्तों से उस समस्या को हल करने की ओर आकहृष्ट करना | 
बल्कि एक व्योग्वार कायक्रमादली बनाकर घीरे-घीरे पूरा हल 


क्य्ल्क 
न 


कि 


। ट डे 


| 


श्श२्‌ शिक्षा-शासत्त्र 


निकलवा लेना | दर्सरे शब्दों में हम यहूँ कह सकते हैं कि इस शिक्षण- 
पद्धति में विद्यार्थी ऐसे काम में अधिक से अधिक लगा रहे जिसमें 
गई उद्देश्य निहित हो | यह काम वीड्धिक या सानसिक हो सकता 
है या यंत्रों को बनाने ओर विगाड़ने का | यह भी हो सकता है कि वह 
शारीरिक व्यायाम की समस्या हो या कोई व्यवसायिक समस्या | मतलब 
काम वच्च को सौंप दिया जाता है जिसको कि वह एक निश्चित 
ममय के अन्दर समाप्त करता है। चाहे वह समय एक दिन का हो या 
एक हफ़्ते या एक माह या एक व का । इस निर्धारित समय के अन्द्र- 
अन्दर इसी समस्या को इस तरह'पूरा किया जाता है कि उसके 
सम्बन्ध में सब शिक्षण पाञ्य विषय की शिक्षा पूरी हो जाती है। 
“प्रत्येक अध्यापक ने प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यज्ञ रूप में शिक्षा काल्न में 
चार पड़ाव देखे हैं। जब उसको कोई पाठ पढ़ाना होता है जो कोई 
विशेष उद्दश्य के लिए होता है तों वह कम या अधिक विस्तार के साथ 
खाका तैयार करता है | इस खाके के अनुसार काय करता है और फिर 
परिणाम को परखता है या जाँचता है। प्रोजेक्ट पद्धति के द्वारा शिक्षा 
की विशेषता यह है कि बजाय इसके स्वयं अध्यापक अकेले इन 
चारों मंजिलों को ते करे | पाठ की इन चारों मंजिलों में विद्यार्थियों का 
उत्तरदायित्व रहता है |?% 
इस शिक्षा पद्धति में बच्चे अध्यापक या अ्रध्यापकों की सहायता 
से अपने काय! का एक प्रोजेक्ट बाँध लेते हैं या खाका तैयार कर 
लेते हैं | ओर इस तरह कोशिशों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में लग जाते 
हैं। इसके जो लाभ हैं वह स्पष्ट हैं। एक ओर शिक्षार्थियों को अपने 
स्कूल के काम को सोचने और उसकी काय्यक्रमावली बनाने, उसके 
अनुतार काम करते और फिर परिणाम पर विचार करने का 
#/00%28 : तहपरछा008 77॥ 049872880070 व 97"ए 
596॥00]8, 79. 5]---52. 


वच्च शत्षा को नई गातियाँ श्र्रे 


क््ः कक 


स्थावो रूप से साग मिचता है और दसरी आर विभिन्न विरयों के वीच 
जो खाई है उसका पूरा करने का अबसर निल्लता है | इसके अर तरिक्त 
लड़के मिलकर एक ही समस्या को हल करने या पूरा करने के लिए 
अरनी कोशिशें लगाते हैँ । स्कूल & आर घर के जीवन के बीच में 
जो दोवार आ गई है वद मो इस शिक्षा पद्धति द्वारा दुद जाती है। 
बच्च पुस्तकीय ज्ञान को बिना सोच-समके रहने से बच जाते हैं| वह 
समझते हैं कि जो कुछ वह सीख रहे हैं उसका रम्बन्ध स्वयं उनको 
आर कोटुम्बिक के व्यक्तित्व से है। मतलब केबल उनकी प्राकृतिक 
प्रत्र॑त्त ही विकसित नहीं होती व लेके बह दिलचस्पी के साथ शिक्षा प्रात 
कर लेते हैं | 

प्रोजेक्ट प्रणाली के बरोध और समथन मे वहुत कुछ कहा ज 
सकता है। जैसे इस शिक्षा प्रणाली में उन्चकन यह हो सकती हैं कि 
त्रद्चों का ज्ञान अधूरा रह जाय; उन को कुछ आवश्यक प्रश्नावली 
करने के अवसर न मेले । यह सी हो सकता है कि बच्च वहुत सी 
अनावश्यक या शिक्षा से अमम्बन्धित काय करने लगे था यह कि जो 
कुछ वह सोखें वह अधूरा, अनमेल्, वेजोड़ था वेतठुकी ज्ञान की शक्ल 
में उनके पहले पड़े | मतलब यह कि अवच्यापक का अवधान न होने 
आर लापरवाही कीबजह से शिक्षा-प्रणाली में ऐसी सम्भवनायें हैं 
[के वद्याथा सीधी राह से नठक जाब और उसको शिक्षा खराब हो 
जाय | फिर भी यह प्रणाली बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें 
काम से सीखने के सिद्धान्त के अनुसार शिक्ना दी जाती है | 


४, डाल्टन छान / डाल्टन की प्रणाली | 


का 


यह शक्षा प्राणाली भी अमेरिका में आवप्कृत हुई थी। इसका 
चुनेयादी सिद्धान्त यह ह कि शक्षार्थी को अधिक से अधिक अवतर इस 
बात का दिया जाय कि वह न््र्य ब्यूक्तगत रूप से काम करे । वह अपने 

उत्तदावेत्व को समक, ओर ध्यानपूवक अन्य मानसिक शक्तियों को 


१२४ शिक्षा-शास्त्र 


काम में लाये ओर अध्यापक की सहायता से दिये हुए शिक्षा विषय 
के कार्यों को पूरा करे। अध्यापक प्रत्येक विषय को छोटे छोट भागों 
में विभक्त क़र देता है। प्रत्येक्ष भाग को इकाई ( घाणां। ) 
कहते हैं | इस एक इकाई काम को एक निश्चित समय के अन्दर 
समाप्त करना होता है। यह समय दिन या एक हफ्ता या एक 
माह हो सकता है। इस समय के अन्दर-अन्दर विद्यार्थी को वह 
काम समाप्त करना होता है। उसको अधिकार होता है कि वह किपी 
विषय को जितना जी चाहे समय दे मगर शत यह है कि वह सब 
विषयों को निश्चित समय के अन्दर-अन्दर समाप्त कर दे | ज्योंही वह 
अपना काम समाप्त कर देता है वह ओर दूसरे विद्यार्थियों का ख्याल 
किये बिना आगे बढ़ जाता है | अध्यापक हफ्ते में एक बार अपने 
विद्यार्थियों को इकट्ठा करता है और अपने विषय में उनकी कठिनाईयों 
पर वादबिवाद करता है और स्वयं उनकी सहायता से उनको दूर करता 
है। प्रत्येक विषय के लिए एक निर्धारित कमरा होता है जिसमें आव- 
श्यकीय पुस्तक ओर दूसरी चीज़ भी होती हैं; यहाँ विद्यार्थी अपना काम 
करते हैं। अध्यापक उनका निरीक्षण करता है ओर उन विद्यार्थियों 
की कठिनाई को दूर करता है जो उसके पास सहायता के लिए आते 
हे । 

यह शिक्षा प्राणाली बच्चे के व्यक्तित्व को उन्नत करती है | बच्चे 
' को काम सौंप दिया जाता है तो वह उसमें दिलचस्पी लेता है और 
अपना उत्तरदायित्व अनुभव करता हैं। यदि एक बच्चा किसी वियय 
में कमज़ोर है तो वह केवल तेज बच्चों को वजह से पीछे नहीं रह 
जाता बल्कि उसको अपनी कमजोरी दूर करने का अवसर मिलता है ! 
इसी प्रकार तेज बच्चे कमजोर बच्चों की “वजह से आगे बढ़ने से रुके: 
नहीं रह जाते; वह आगे बढ़ते जाते है| इस प्रकार हर एक बच्चे को 
व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुप्तार काम करने 
ओर शिक्षा प्राप्त करने का अवतर मिल जाता है। और चू कि हर 


हं 


बच्चों की शन्षा की नई सरीतयाँ श्र 


विषय के लिए अलग-अलग शैक्षक होते हैं, इसलिए शक्ष 
अधिक प्रभावशाली हो जाती है | 
लेकिन इस शिक्षा प्रणाली की बुराइयों को दृष्टि के सामने रखना 
अध्यापक के लिए अनवाब है | एक खराबी तो यह है कि अनुशासन 
के खराब होने का भय रहता है । दूसर यह कि विद्यार्थी एक विषय 
प्र समयानुकूल तो अधिकार पा लेता है ले.ऋन फिर अभ्यास की कमी 
। वजह से शीत्र नूनज्न जाता है। इसके अलावा बच्चे के व्यवसायिक 
जीवन पर भी उनका काफी प्रभाव पदता है ओर उसको अपने विचार 
के विकात का अवसर नहीं निलता । इन रुव खरावबियों के होते हुए 
शिक्षा-प्रणाली को उचित ढंग से कान में लाया जाय तो परिणाम 
अच्छा हो सकता हैं: अतएव नारतवष के बहुत से स्कूलों में इसी 
शिक्षा प्रणाली के अनुतार शक्षा दी जाती है। प्रायः अवसरों पर 
सामूहिक शिक्षा के साथ-साथ डाब्टन प्लान अपनाया गया है और 
बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की गई है | 


हे 
न्णं 
/| 


(६) वध! स्क्रीस 

था सकी प्र--भारतवप की शिक्षा राष्ट्रीय काँग्रेस की शिक्षा सम्बन्धी 
प्रयत्न का परिणाम है जो नहात्मा गाँवी के नेतृत्व और डाक्टर जाकिर 
हसेन की संरक्षता में सन्‌१६३७ ई० में चुनी गई थी। भारतवप में 
अद्भरजी शिक्षा के विर्द्ध सव साधारण में बेचनी फली हुई थी । 
आवश्यकता इस बात दी थी कि शिक्षा का एक ऐसा प्रबन्ध देश दे 
सामने रक्खा जाय जो राष्ट्रीय शिक्षा कही जा सके और जिसके दृष्टि- 
कोण के द्वारा एक मुख्य आयु तक के बच्चों को सरकार अनिवाय रूप 
से शिक्षा दे सके और शिक्षा-प्रवन्ध की इमारत मनोविज्ञान की दुनियादों 
पर निर्धारित हो ओर दश की अथंशासत्र और सामाजिक दशा के अनु- 
सार हो | अतएव डाक्टर जाकिर हुमेन कमेटी की रिपोंट व्यवहार में 
आई जो वर्धा स्कीम के नाम से प्रसिद्ध हुई 


हुई | 


शिक्षा-शात्त्र 


चर 
> 
5) 


वर्धा स्कीम के वुनियादी सिद्धान्त--वर्धा स्कीम के मुख्य-मुख्य 
सिद्धान्त यह हैं--!१. बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाय जो यथाथ 
में राष्ट्रीय शिक्षा कही जा सके | 

२. सात वष तक बच्चे को अनिवाय रूप से मुफ्त शिक्षा दी जाय । 

३. सात वष के कोसे में कोई मुख्य दस्तकारी बच्चे को सिखाई 
जाय ओर सब विपय इसी एक दस्तकारी के सिलसिले में पढाये जायें | 

४ - स्कूलों को अपना खर्चा स्वयं उठाना चाहिये ओर वह इस 
प्रकार कि जो सामान दस्तकारी स्कूल में तैयार हो उसको सरकार स्वयं 
खरीदे, उसकी बिक्नी का प्रबन्ध करे ओर उसकी आयसे स्कूल का 
खर्च पूरा किया जाय | 

४--शिक्षा मातृभापा में दी जाय । 

वर्धास्कीम की-विशेषता यह है कि उसमें शिक्षा एक केन्द्रित दस्त- 
कार्रीा के द्वारा दी जाती है ओर इस दस्तकारी के पिलसिले में सब 
विपय, इतिहास, भूगोल, गणित, साइन्स, खेतीवारी, कताईबुनाई 
इत्यादि पढ़ाये जाते हैं। यह दस्तकारी इस सहवास के अनुसार स्कूलों 
में प्रचलित की जाती हैं। अ्रगर किसी ज़िले में गुड़ बनता है तो दस्त- 
कारी में गुड़ बनाना होगा | अगर कहीं बढ़ई गीरी का काम होता है 
तो दस्तकारीो में लकड़ी का काम सम्मिलित होगा। इत्यादि इृत्यादे । 
तात्पयं बच्चे के वातावरण में जो काम होता है वहीं स्कूल में प्रच- 
लित किया जायगा ओर उसी के सिलसिले में सब विषयों की शिक्षा 
होगी 

यहाँ तक बिलकुल ठीक है| दस्तकारों के द्वारा शिक्षा का महत्ता 
से कोई इन्कार नहीं कर सकता ओर यह कोई नया सिद्धान्त भी 
नहीं है। पाश्चात्य देशों के शिक्षा शात्रियों ने इस शिक्षा प्रणाली 
पर बहुत कुछ लिखा ओर प्रयोग किये हैं। इसके अतिरिक्त एक 
बह के शक्षा जः मातृभाषा के द्वारा हों और एक निधारित आश्ु 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ 9 २ 5 


के बच्चों को मुफ्त दो जाय बद भी भारतवप ऐसे निबनन और अन- 
पढ़ देश के लिए बहुत ज़रूरों है, लेकिन वर्षा स्क्रीम में जो बाते 


आलोचना की हू वह यह हैं कि १. दस्तकारी की शिक्षा पर बहुत 
र दिया गया है, बहातिक के ९६ घर्ट प्रतिदिन की शिक्षा में २२ 
घट कवल कःन्द्रतकला (दस्तकारा) को दिये गये हैं | इस तरह सन्देह 
कि कहीं बह शिक्षा केवल दस्तकारी की शिक्षा ही होकर न रह 
जाप और जो आशाये इससे सम्बन्धित हैं वह समाप्त न हे जायें 
२. इस शिक्षा प्रबन्ध के अधीन शिक्षा के व्यय दस्तकारी की 
चाज़ों की बिक्री से सहन किये जाने पर जोर दिया गया है| बह भी 
अग्रयोगिक मूक है। बच्चों की बनाई हुई चीज़ों को सरलता एव क 
वाजार में बचना सरल काम नहीं है। फिर सी यदि यह शुरू शुरू में 
सरलता पृवक बिक सी जाये-तो इसका क्‍या प्रमाण कि दह सर्देव 
सगलता के माथ बक जायेंगी | इस तरह स्कूल के व्यय कहाँ से आचगा 
ओर स्कीम क्यों कर सफल हो सकेगी । वर्धा स्क्रीम पर दो आलो- 
चनायें ओर ध्यान देने योग्य दे | वर्धा स्कीम वास्तव में देहाती शिक्षा 
के लिए चुनीं गई है। देहाती स्कूलों में श्षक्षा 
ज्ञाय तो इस शिक्षा को साधारण हाईस्कूल की शिक्षा से कन तरह 
मलाया जाय अथात्‌ बबस्कॉस हे अनुतार स्कूल ओर अज्डरजा 
हाइ न्कूलों के बीच जो खाई है उसको केस तरह पृरा कर | यह 
अवश्य है कि गांव के बच्चे साधारण रूप से ऊँची शिक्षा की अं 
आकृष्य न होंगे | मगर फिर भी कुछ जैब्यार्थी ऐसे अवश्य होंगे जे 
|| 


री 
लि 


/7ो 
्ड्यू 


हे 


की ओर अपनी प्रदत्त आर दोस्यता को प्रदर्शित करेगे , 


कक पट 


ध्ट 
ओर उनका शक्षा प्रात करन क लए शहर के स्कूलों म॑ जाना पढ़गा , 
ऐसी अवस्था में “देहाती स्कूल! और शहरी स्कूल सें केस प्रकार 
एकता उत्पन्न को जायगी। 

दूपरा अलोचना बह है के वर्धास्कीम धार्मिक शक्षा पर जोर नई! 


कक का कक के 


इता जाबक वह ऐसे चारों को ओर जोर देती हैँ जिनसे त 


हद 


कर 


श्श्द शिक्षा-शार्त्र 


धर्मों की श्रद्धा उत्पन्न हो ओर बच्चों में मेल-जोल आदि सहानुभूति 
वाह्य मतभेद इत्यादि गुण उत्पन्न हों। यह सब अच्छी बातें हैं। लेकिन 
भारतवरष्च में माता-पिता को अपने धन्धों से इतना अवकाश नहीं मिलता 
है कि वह बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे सक | ऐसी अवस्था में यदि यहशिक्षा 
स्कूल में न प्रात करंगे तो फिर कहाँ पायेंगे। इन आलोचनाओं के 
होते हुए भी वर्धा स्कीम अपने समय की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रणाली 
मानी गई है | मूतकालिक कुछ वर्षो' के अन्दर देश के बहुत से प्रान्तों 
में इस स्क्रीम को आजमायां गया और उसके अनुसार बहुत से स्कूल 
स्थापित हुए जो वर्धास्कीम के अनुसार थे | इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा 
पर भी एक हृद तक ज़ोर दिया गया था | मध्य प्रान्त, बम्बईं, मद्रास, 
विहार इत्यादि में भी वर्धास्कीस के अनुसार नये नये स्कूल स्थापित किये 
गये। लेकिन जो वैमवशाली सफलता हमारे प्रान्त में इस नयी शिक्षा 
को प्राप्त हुई वह कहीं और प्राप्त नहीं हुईं। और इसका कारण भी है। 
यू० पी में वर्धास्कीम की अन्धाधुन्धी पैरवी नहीं की गई बल्कि उसको 
अपना लिया गया। अर्थात्‌ इस स्कीम में उचित सुधार किये गये ? और 
प्रयोगिक कार्य और निरीक्षण से महत्त्वपू् परिणाम निकाले गये | 
उनके लिहदज़ से शिक्षा पाव्य विषय में, शिक्षा प्रणाली में, स्कूल के 
वातावरण में, अध्यापकों के सुधारने में ग्रोर अन्य बातों में जबरदस्त 
परिवतन किये गये | ऐसे परिवतन जो प्रत्येक दृष्टिकोण से बच्चे की 
प्रवृत्ति, समाज की आवश्यकता ओर शिक्षा के महत्त्व के अनुसार थी। 
इसका अनिवाय रूप से परिणाम यह हुआ कि हर तरह से वर्धास्क्रीम 
को सामने रखकर हमारे यहाँ शिक्षा प्रबन्ध में परिवर्तन किया गया था | 
मगर सात आठ वष के अन्दर अन्दर लगातार अनुभवों से हम एक 
ऐसा शिक्षा प्रबन्ध निर्धारित करने में सफल हो गये हैं जो वर्धास्कीम 
से बिलकुल विभिन्न है। और जो सरलतापूबक एक बिलकुल ही नई 
शिक्षा के नाम से युकारी जाती है। इसी शिक्षा को हम “वेसिक एजू- 
केशन” या बुनियादी शिक्षा कहते हैं जो खानवहादुर डाक्टर इवादुल्रह- 


बच्चों की शिक्षा की नई रीतियाँ 2२६ 


मानखाँ प्रिंसिपल गबर्न मेन्ट ट्रेनिंग कालेज, इलाहावाद .की संरक्षता में 


प्रचलित है | इस शिक्षा प्रवन्ध पर संक्षित सी विवेचना हम किसी 
अगले अध्याय में ऋरगे 


भरने 


१२-मान्टस्यारों को शिक्षा प्रणाती की विशेषताएं बशुन कीजिये | 

२--किंडरगाटन क्‍या हैं ? यह शिक्षा प्रशाली क्रिस आयु के 
बच्चों के लिए उचित हैं श्रीर क्‍यों ? 

३--किन्डरगाट न में अधिकतर खेल कूद हाता हैं ।? इस बात की 
विवेचना कीजिये ? 

४७--मान्टस्योरी शिक्षा पद्धति में ओर क्रिंडरगाटन शिक्षा पद्धति 
के सिद्धान्तों में क्या अन्तर हैं ? 

१--डेवी की शिक्षा प्रणाली की क्‍या विशेषताएँ है ? 

६--डाल्टन प्लान किसे कहते हैं ? आप उसे अपने स्कूत्त में किस 
हद तक प्रचलित कर सकते हैं ? 


ऊ--प्रोजेक्ट मेथेड से आप क्या मतलब हैं ? इस शिक्षा 
प्रणाली में ओर डाल्टन प्लान में क्या अन्तर हैं ? 
-वधास्कीम शिक्षा को विशेषताय वर्णन ऊीजिये। इसको 


राष्ट्रीय शिक्षा क्यों कहा जाता हैं ! इस पर जा 
की गई है उन पर विवेचना कीजिये ? 
£--संक्षेप में नोट लिखिये :-- 
अ--बुनियादी शिक्षा 
व--मान्टस्यारी की शिक्षा प्रणाली | [ सी. टी. _ 
१० “हकूल को एक प्रयोगिक शाला लेबारेट्री का रूप धारण 
करना चाहिये जिसमें एक दूसरे के साथ रहने के सिलसिले 
में जो सामाजिक समस्य!यं पेंदा होती ढों उनपर प्रयोग 


कल 


2 
2५० 


साय 


0 


१३० शिक्षा-शास्त्र 


कत। 


किये आँय |” इस बात को प्रयोगिक रूप में काम में लाने 
के त्तिए डेवी की स्कीम समम्माइये। [ एल, टी. | 
११--संक्षेप में डाल्टन प्लान के सिद्धान्तों को समझ्काइये। केस 


बिक 


ओर किन विषयों में उनको अपने स्कूलों में काम में ला 


सकते है ! एल. टी. ] 
२--प्रोजेक्टमेथेड के सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से सममाइये 
और अंग्रेज़ी स्कूलों में इसके श्रयोगिक रूप में आने के 
सन्देह पर ध्यान दीजिये | हे 
१३--शिक्षा के विषय मे डेव वि चार क्‍या हा उनकी बुनि- 
यादी शिक्षा के सि से तुलना ओर समालोचना 
कीजिये | [ एल. टी. | 
१४--(१) डेवी के विचारों के अनुसार स्कूलों के काम काज का 
मनोविज्ञान क्या हैं ! 
(३) डवी के विचार बच्चों के स्कूल के सम्बन्ध के विषय में 
क्या हे : | एल, टी. ! 
१५--प्रोजक्ट मथेड रू आप कया सममभते हैं! विस्तार से 
समसकाइद | | एल, टा. | 


#““] 


के 
हद 
तो 


वसफाधोप2कमाआमामनेठी 3. के. 42 केक १क+ 


अध्याय € 


शिक्षा की अन्ध उपयोगी वस्लुएँ 


नए हक... अ 


बहुत से बच्चों को एक साथ पदाते के मिलसिले में अव्यापक्ष 
शिक्षा प्रणाली ओर शिक्षा प्रबक्ष के अ्रतिरिक्त एक और महत्वपुण 
समस्या की ओर अ्रार्काषत करना भी हसार लिए आवश्यक है जिन के 
हम शिक्षा की अन्य उपयोगों बस्तुए कह सकते हैं।,इस सम्बन्ध से 


स्कूल, कमर, खल ६ मेदान-्दभ- के ब्स्‍था और कुटव ह्थाद 
किक के कक ब्बः पाठ आल 

चीज़ आती है | इनका ग्रमाव जा शज्षा पर पृद्वता हू बद सपा्द हें | 
का का पु फुत हम के 2 यम 

बच्चां को नज्ञा प्रसार शक्षा देने के ज्ञण आवश्यक हे केस्कल 


&> 
ः 


की इमारत स्वास्थ के उिद्धालों पर बनी हो | कमर ऐलस हों के शकत्त 
पानेवाले बच्चों की निश्चित संख्या के लिए काफ' बड़े हों । वह प्रकाश 
युक्त और वायु के आने जाने के साधनों से युक्त हों। उनमें नमी न 
हा और यस्वेक ऋतु में सुख पहुँचाय | इसी तरह कमरों म॑ बच्चों के 
बेंटने अर कितावें और कापदाँ इत्याद रखने ओर पढ़ने लिखने का 
सामान (ऊरनीचर, भी आदश्यकता के अनुमार सुखकारों हो | हम 
अध्याय में हम इन समस्याओं पर ही संक्षिन विवेचना करगे। 

ग्कूल - स्कूल को इनारत ऐनी जगह बरी होनी चाहए जह 


किक, क्ृः व्ल तल के लक मल न्च से हो हि डा. की के हा 
अधिकतर शोर गुल न हो ताकि बच्चों की पढ़ाई में हज नदं। 

बन (व, ही +4० ८ ८5 ०० 
स्थान स्कूल के लिए पसन्द “कदा जाब वह उस आवादों से जनभ 
लए वह स्कूल बना 


है... %७ छा, नि है आन कह न 
ते का ध्याव रखना चा,.हय दू आस पास से आन वाल सब वच्च; के 


डु 


्ः 


है न्ठो 
हा 
” नम 
३8। 
[ 
है 
| 
ध्की। 
(ण, 
न 
श्र्स 
*3| 
| 
ह 
| 


० का । सकल प्र पन होट 
लिए सकल वरावर दरी पर पर्दे | सकल की नगद नाझ जगह पन होने 


आहय। आस पाल कड़ा ककेट, दलखदला जनःन, गनदा नालाः बइच६१, 


श्३२ शिक्षा-शास्त्र 


न हों नहीं तो सकल की हवा ख़राब रहेगी। मच्छुर, खटमल पिस्सू 
और तरह तरह के कीड़े उत्पन्न होते रहेंगे ओर वींमारियाँ फेलाते 
रहेंगे | सकल को किसी खुली जगह में होना चाहिये जहाँ साफ़ हवा 
मिलती रहे, आस पास की ज़मीन सूखी हो तो बहुत अच्छा है। अ्रगर 
यह सम्भव हो तो ऐसे उपाय सोचना चाहिये कि दीवारों पर और 
फर्श पर सील या नमी न आने पाये | 

सकल की इमारत की समस्या बड़ी महत्त्वपूण समस्या है-। हमारे 
प्रान्त में बहुत से ऐसे सकल हैं जो ज़बरदस्ती बनाये गये हैं। अर्थात 
वह ये बंगले या मकान मगर उनको सकल के लिए खरोद लिया गया 
और बढ़े-बढ़े कमरों के बीच में सामयिक दीवारे खड़ीश्कर कर के या 
बीच में पर्दे डाल-डाल करके उम्हें छोटे-छोटे कमरों में परिवर्तित कर 
लिया गया और इस तरह स्कूल की आवश्यकता पूरी की गई। ऐसा 
प्रबन्ध कुछ दिनों के लिये अर्थात्‌ जब तक स्कूल को इमारत न बन जाय 
ठीक हो सकता है मगर उसको स्थायी रूप से जारी रखना एक बहुत 
बड़ी गलती है। 

इसी प्रकार सकल की इमारत इस तरह पर बनवाना कि बीच म॑ 
बड़ा कमरा (हाल) हो ओर उसके चारों ओर छोटे-छोटे कमरे हों 
जिनके द्रवाज़ हाल में खुलते हों अच्छा नहीं समझा जाता। इसका 
कारण यह है कि प्रथम तो स्वच्छु वायु के आवागमन में रुकावट पैदा हो 
जाती है ओर दूसरे उसको उपयोग में लाया जाय तो उसकी आवाज़ सब 
कमरों में पहुँचती है। और वैसे भी हाल कमरे की वजद्द से सब 
कमरों कौ आवाज़ें एक दूसरे में जाती हैं ओर पढ़ाने लिखाने में 
हज होता है। 

स्कूल की इमारत बनवाने से पहिले यह देख लेना चाहिये कि 
स्कूल की आवश्यकता क्या है। अर्थात्‌ उसमें कितने छोटे कमरों की 
आवश्यकता है और कितने बड़े-बड़े कमरों की | फिर इमारत के नकशे 
में इन सब कमरों को नियमानुसार क्रमबद्ध किया जाय कि पूरी इमारत 


शिक्षा की अन्य उपयोगों वस्तुएँ श्३३ 


वनजाय । प्रत्येक कपरा स्वयं अलग थलग हो | फिर भी पूरी इमारत 
का एक अंग ही | अंग्रेजी स्कूलों में प्रायः एक लड़के को १० वर्ग फ़ीट 
से ले कर १६ वर्ग फ़ीट तक जगह दी जातीं है | इस प्रकार यदि कक्षा 
में ३० लड़कों का प्रवन्ध है ओर प्रत्येक लड़के को कम से कम जगदइ दी 
जाय तो ३०० वर्ग फ़ोठ की आवश्यकता है| इस तरह २५ फ़ीटठ लम्बा 

ग्रीर श्८ फ्रीट चौड़ा कमरा ३० लड़कों की कक्षा के लिए काफ़ी हो 
सकता है। अगर हाल कमर की आवश्यकता है तों उसको सब 
कमरों से अलग बनाया जा सकता है। 

नये स्कूल --नई शिक्षा या बुनियादो शिक्षा के साथ-साथ स्कूल 
के रूप में भी परिवतन हो गया है। हमें देहातों में मूल्यवान वेभवपूण 
इमारतों की आवश्यकता नहीं है जहाँ तमाम रुपया ख़च किया गया हो 
बल्कि हमें ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है जो गाँवों को शिक्षा के लिहाज 
से अच्छे ओर साफ स्थास्थ्यप्रद स्थानों पर बनाये गये हों, जिनके बनाने 
में न बहुमूल्य सामान लगाया गया हो न बड़े बढ़े इंजीनियर और 
कारीगर लगाये गये हों वह्क जहाँ कम से कम खच में गाँव में मौजूद 
सामान इमारत में लगाकर एक सुन्दर हल्की सललकी इमारत वना दी 
गई हो। ऐसी इमारत के कमरों में अधिक से अधिक प्रकाश और वायु 
रहती है | इसके प्रबन्ध और वार्षिक मरम्मत में बहुत कम रुपया ओर 
परिश्रम खच किया जा सकता है। 
बुनियादी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ वेसिक स्कूलों की संख्या 

भी हमारे प्रान्त में वराबर बढ़ रहीं है । सामने प्रष्ठ पर एक उदाहरण 
"बेसिक स्कूल के चित्र का दिया गया है। यह्द स्कूल वेसिक ट्रर्निंग कालेज 
इलाहावाद से सन्‌ १६३६ ई० में डाक्टर इबादुषहमान खां साहब को 
संरक्षता और सूक-बुक के अनुसार बनाया गया था और बहुत सफल 
प्रमाणित हुआ | इस स्कूल में ४ कमरे हैं ओर एक बहुत बढ़ा हाल | 
हाल कमरा ४० फीट जम्बवा और २० फीट चौड़ा है। इस कमरे को 
स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है ओर इसमें रात को स्कूल क 


१३४ : शिक्षा-शास्त्र 


मामान ताले में बन्दकर रख दिया जाता है । पूरी इमारत को बनवाने 
में लगभग २५०) खर्च हुए | देहातों में ऐसी इमारत बनाने में इससे भी 
क्रम ख्च हो सकता है | सकल के चारों ओर विस्तृत मैदान और बागीच 
हैं; बड़े-बड़े पेड़ भी हैं जिनके नीचे खुली हवा में स्कूल लगते हैं। 
एक पेड़ ऐसा भी है जिसके चारों ओर एक कमरा बनाया गया है। 
यह कमरे ऐसे हैं कि वर्षा में पानी की एक बूंद भी अन्दर नहीं जा 
सकती | गर्मियों में लू और धूप से वचने के लिए कमरों के दर- 
बाजों पर चिके या परदे डाल दिये जाते हैं। इस सकल के कमरों के 
फर्श कच्च हैं। इन पर हफ़्ते में एक वार मोबरी की जाती है| यह काम 
बच्च स्वयं करते हैं | प्रत्येक कक्षा में दो समानीग्र होते हैं जो प्रत्येक 
दिन सुबह यह देखते हैं कि कमरे में कहीं दीमक तो नहीं है | इस तरह 
से दीमक से बचाब का काम भी बच्चों के हाथ में रहता है । 

स्कूल के कमरें-- स्कूल की इमारत के सिलसिले में कमरों को भी 
चर्चा की जा चुकी है। कमरों में हवा के आने जाने का काफ़ी प्रबन्ध होना 
चाहिये। इसके अतिरिक्त रोशनदान भी हों। कमरे बच्चों की संख्या के 
अनुसार छोटे या बड़े हों | इनमें सील या नमी बिल्लकुल् न हो | घुप, लू 
ओर सदी से बचने का भी प्रबन्ध होना आवश्यक है। उसकी दीवार 
ऐसी हों जिनका धरातल बरावर हो ताकि नकशे ओर चित्रों के 
बनाने में सरलता रहे | 

बच्चों के बैठने की सामग्मी--अंग्रेज़ी स्कूलों में डेस्कों और स्ट॒लों 
को प्रथा है। कुछ देहाती स्कलों में भी इनकी प्रथा हो गई है। डेस्क 
और स्टुलों के प्रयोग के विषय में शिक्षाशास्त्रियों की राये मिन्न-भिन्न हैं । 
कुछ तो यह कहते हैं कि यह बच्चों की उम्र प्रवृत्ति के कामों में रुकावट 
डालती हैं और उनको. ठस वना देती हैं। कुछ की राय है कि मेज, 
कुर्सों, डेस्क ओर स्टूल बच्चों के लिए आवश्यक हैं क्योंकि यह उनकी 
गतिविधि पर अधिकार रखते हैं और उनके शारीरिक अंगों को विकृत 
बनाने से बचाते हैं तथा प्रयोगिक शिक्षा के कार्यों में सहायता देते हैं | 


'शन्षा की अन्य उपयोगी बइस्दुए श्३९ 


धर कद अण्थ हो अं का 
भुक 3०० मुकामपक >्न्‍महीं रह अकमममूा आशाकममा के “मा अडाम कु व्लामग्यढ माया नह लक 
द््ु ०० बन के आर 8 अंश 
* ले के। रएशड रूप पर 


हिन्लप 4, हब लए के हि कप ४ अप उनके था 
उहुत बहुत देरतक के लए न बठना पढ़े ता हलक और स्‍स्टल उनके 


.] 

िई। 
भें 
न 
/॥| 
03: 
48 8 
हल 
रा 
ने 
ाााक 

हि 
७8 
हा 
किक 
., 
428 
श्य 
हि भै 


हू इस्क्ों के प्रयोग में अध्यापक को बढ़ी सतकता की 
पश्यकता है | बढ़े इस्क ऊँचा है तो बच्चे को खड़ा हो कर उसपर 
कापों रखकर लिखना पढ़ेगा या वह अपने मोदों को ऊपर चढायेगा और 
नई सकार उसके शारारक अंग खराब हो जायेगे । बदि इस्क्र दीचा है 
उसको बहुत क्रुकना पढ़ेगा ओर रोड दी हड्डी में कुछ खराबी हो 
जायगी। इसके अर तेरिक्त उसकी आँखों पर बढ़त ज़ोर पढ़ेगा | इसलिए 
इस्क्र को बच्चों की उँचाई नचाई के रे | या नीचा छोटा 


। 24, ५ । 
का ६ 
| 


७3 
! 
धर 
हर ड् (5 
| 94 € 
"प्‌ 


द १ & ७०, 2 
था बेद्ा हाना भा दना उसने बबुत बढ़ा दान पहुंचरणा | 
के 5 । 
"१ 5 बिक] का 04 थ 
हरा । पल ्तूं दया र अं श्ल दबा ् +$ अद्ठ ही स्का म्ृ 2 3 रा नहर प्रकार 
करी, स्क हु भर 


4. उसके संग कब जाते है तनका अबश्यक्रसा के अनुसार ऊंँचाया 
हाट कचरा हे ०2 कम अलाशृललन, पं समन कक, सन्त नर व स्््य >: 

चाचा कया जा सकता ह | इस कान के लए उस्क्र के नचले भाग 
कक ये के रक आर कक. 4००५ का के, क्र | 

भप च लग हात है (जनका इधर उधर घुसाने से “स्क का ऊपरों भाग 


कक. ३, चैक, क् कक भा थक पे #फ 

कुंड स्कला मे रन इस्क प्रताग किये जात हू के जनम दो दो 
िाइ रक ल श्शू 2 टन न्प््यः पट + ४-० न भें प्र >> पक 
हक साथ नाथ जुड़ें हत ह आर कुछ न लम्ब लम्ब इस्क छझर लम 
लम्बों प्रा दा भाराइुरू क ले को हक ४३५ झा 2 कल दम मल नर कक 3५० 
है ४५ 5६४४ ६ 5 के जाते छ्‌ सजनूद कं बाड़ उच्च बट गा आप हे | 

झअथान * जल 5 ग््म्ब गन 030 ४ «४ न ब क5 

जहाँ तक स्थान के बचाने का सम्बन्ध है वहाँ तप उन उस्कों के प्रयोग 
के $ 


५ 


भ॑ कोई आपतत्त नहीं | ले केन बच्चे की अच्छी शतरा के लए यह 
इस्क्र बहुत ही अनुपयुक्त है ओर इसका कारण न्पप्डता, रूग्लता से 
समझे ने आ नकता है| दस इलकी आवश्यकता नहीं ऋप्झते 
उसका यहाँ पर विशद व्याख्या की जाय ! 

बेसक स्कलों में बठने को तामग्री की समस्या पर भी सझलता के 
साथ विचार कया जा चुका है। बेसिक क्राफ्ठ ओल्‍ झट का काम 
सके पर सली प्रकार नहीं किया जा सकता | इसलिए बच्चे इन कामों 


न 
डा 
मे 


| है 


५३६ शिक्षा-शात््र 


को फर्श पर बैठ कर कर सकते हैं | हाँ उन्नके सामने ६ इंच से १ फुट 
तक ऊँची तिपाइ्याँ या लम्बी चोड़ी मेंजे रक्खी हों तो बहुत ही अच्छा 
है | इस तरह वह अपने शारीरिक अंगों पर व्यर्थ जोर डालने ओर 
उनको विक्ृत बनाने से बच जायगे। और उनकी आँखों पर भी 
अधिक जोर न पड़ेगा | इसके अतिरिक्त वह स्वतन्त्रतापूषक और मन 
लगाकर अपना काम भी कर सकगे | 

वतमान शिक्षा में “खुली हवा में शिक्षा” पर बहुत ज्ञोर दिया 
गया है | इन वक्षात्रों में तो मेज कुर्सी का प्रयोग बहुत ही कठिन है। 
इसलिए श्र भी चटठाइयों या फर्श पर निचली मेजों को सामने रख 
कर बेठना आवश्यक है। जामयमिलिया इस्लामियाँ' में सब 
कक्षायें इसी पर बैठती हैं | वहाँ के अध्यापक भी फश॑ पर बैठते हैं 
ओर छोटे-छोटे डेस्क अपने सामने रखते हैं। हाँ, बच्चों की अपेक्षा 
ऊँचा रहने के लिए वह अपना आसन किसी चौकी या तख्त पर 
बिछाते हैं । 

बच्चे मेज कुर्सी पर बैठे! या डेस्क्र और स्ट्ल प्रयोग करें या फश 
और नीची मेज काम में लाय । कुछु भी हो अध्यापक के लिए आव- 
श्यक है कि वह उनके (१) बैठने की शिष्टता पर, (२) लेखने की 
रीतियों पर, (३) पढ़ने के नियमों पर और (४) बातें व .पाठ सुनने के 
अन्दाज पर ध्यान दे, वर्ना बच्चे के शारीरिक अ्रज्ञों पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ेगा ! 


भरन 


१--स्कूल की परिस्थिति स॑ उसकी शिक्षा की-हालत पर बहुत 
प्रभाव पड़ता है ।! इस बात की संक्षेप में ववेचना कीजिये। 

२--बुनियादी शिक्षा के साथ साथ स्कूल के वातावरण में भी. 
परिवतन उत्पन्न हो गया है | क्यों, ओर कैसे ? विस्तार रू 
सममाइये । 


'शजक्षा का अन्य उपयांगे ए १२७. 


३--“बच्चों.के बैठन की सानग्री ऐसी हो जिन पर वैठकर वह कास 
कर सके न के चुपचाप बेठे रहें” आए बुनियादी स्कूलों 
में किस प्रकार के बेठने का सामात्रों निधारित करेंगे 
ओर क्यों ? 

४- -एक प्राइमरी या माडल स्कूल के एक कक्षा का खाका बनाहये 
जिसकी लम्बाई चोंडाई भी लिखी हा |।* उसमें डेस्कों, या 
बैठकों, खिड़कियों आर दरवाजा की जगहे भी दिख!इ जाव | 
आप किस प्रकार का फर्नीचर ओर सजावट का सामान 
प्रयोग करेंग। [ एल० दटी० ] 

५--एक बसिक स्कूल के लिए कम खच इमारत का नकशा 
बनाइय | इस स्कूल में आप को कैस किस्म के फर्तीचर आर 


सामान की आवश्यकती हागी ? 
(_ एन० टी० है 


अध्याय १० 


पाठ की लेथारी 


अब तक हमने शिक्षा के सिद्धान्तों पर विवेचना की है ओर हम 
उस परिणाम पर पहुँच गये हैं कि अध्यापक की सफलता जिन बातों 
पर निर्भर है वह यह हैं--१. वह बच्चों की मनोवृत्ति से पूर्ण रूप से परि- 
चित हो, २. वह शिक्षा देने की प्रत्येक प्रणालियों से मली प्रकार जान- 
कारी रखता हो, ३. वह शिक्षा प्रवन्ध से पूणतय: परिचित हो, ४. 
वह शिक्षा देने में काम आने वाली सामग्री से पूरी तरह जानकारी 
रखता हों और £«. उसको किसी ट्रनिंग स्कूल में बच्चों को पढ़ाने 
के अभ्यास का अवसर मिल गया हो। अन्त में इस सिलसिले में यह 
आवश्यक है कि हम एक बहुत ही आवश्यक विधय पर प्रकाश डालें 
जो अब तक हमारी चर्चा से वंचित रह गया है। वह विपय पाठ की 
तैयारी से सम्बन्धित है। 

पाठ की तैयारी की सहत्ता--एक अध्यापक शिक्षा पद्धति और 
मनोविज्ञान के विषय सें पूरी पूरी जानकारी रखते हुए भी सफल अध्या 
पक्र नहीं कहलाया जा सकता अगर वह बच्चों को “बेतुकेपन” से 
पा5 देता है। वेतुकेपन से मतलव यह है कि न तो पाठ का सर और 
पैर है न शिक्षक के सामने कोई उद्दश्य है। न अध्यापक ने इस बात 
पर पहले से विचार किया है कि वह क्या पद़ायेगा और किस तरह 
पढ़ायेगा | इसको या तों उन बातों की महत्ता का अनुभव ही 
नहीं है या यह कि ध्यान होते हुए सी वह अपने कत्तंव्यों के निभाने से 
वचता रहता है। ऐसी अवस्था में पाठ कदापि सफल नहीं हो सकता 
है। वह केवल समय टालने का एक बहाना मात्र होगा । 


पृश ज्ञान ग्राम करे | किसी हद तक बह सहों हो भी सकता है, वर्ना वह 
इले हाँ से अपने बपय पर पूरा अधिकार रखता है | बल्कि इसका 
अर यह है कि वश उन बातों पर विचार करे कि उनको क्या उडाना 
है, किसको पदाना है ओर कितनों दर तक पढ़ दाना न 
उसको यह सी सोचने की आवश्यकता ई सक्रिउ 
इस पाठ को सहायता के लिए इहाँ तक है | बह कौन सी शिक्षा चेथि 
अपनाये कि सरलता और दिल्लचन्पी के राय पाठ उड़ा सके | बह कोन- 
कौन से उपाय अपने पाउ के बच में प्रयोग करे के बच्च पाठ में अन्यन्त 
चन्ता आर अब बान से काम लें और वह यह केदे 


(क के 

कु हिंह किक, इक कक +:2ओ0 ग्य न 8३ त्ल्कुम उकलभकभ ऋाामकल.. मम ववरकननकन, ७५४ 
० उअशाका < हद शज प्र« _ हुए गए / ४॥ कं (« । है लंच बा [ 
अमर 


7 आर ( 
” /णि|* 
गा 
"| ४ 
१ >्थ 
४] 
हम 


रु 
अजय, पक 5 ल्‍ ए मे: का दि डेयाँ 
वाद डोड़ मो नहों नकत | इह नब॒ गोदा एक ही स्लमिलेकी क डियों 
हैं | आप एक कही को अपने स्थान ने हटा देंगे तो : ऋणही अस्य- 


अऋक्तह्य जायगा। 


2 
ञ 


पाठ ऊ वैयारी में--१. प्रा5 का उद्देश्य, २. जिद्यार्थी की 
आयु ग्रार उनका एवं ज्ञान आर ३, समय का ध्यान बहत अखावश्यक 
| एक हाँ पाठ वेमिन्न आयु के बच्चां को वेभिन्न सीतयों से देना 
पड़ेगा | कारण यह हक हछझोटोआओ यु के बच्चां का पूव ज्ञान ओर 


्फ 


न नएडार करन हंठा है। इसके विपरीत बड़ी आयु के बच्चों 


/क * 


4 


है 


हा पवज्ञान भा आधक होता हे ओर उनका ज्ञान भरडार भी जेस्तृत 
होता है। इसलिए दोनों दशाओं में शक्षा विधियों का वेसेन्न होना 
आवश्यक बात है। इसी प्रकार तमय के वियार से भी पाठ की तेतारियों 
से विनिन्नता होतीहे | अगर हम्झों एक पाठ ३० भेनद् के अन्दर 
अन्दर समाप्त करना दई ता दह उतना जिस्तृत नहीं हो सकता जितना 


नम 


४ आई 
॥ 
हक ५ 
9 बहा पाट घट ये दरा ऋपत पे द्राए माय्ामाण ही 
के वहीँ पाठ एक घरटे से पृरा करने से हो सकता है 


१४० '. शिक्षा-शात्त्र 


प्रयेक पाठ में उसकी शिक्षा, विधि अलग अलग होती है | 
यह कहना ग़लत है कि एक पाठ को सब अध्यापक एक ही तरह पढ़ा 
सकते हैं | जितने अध्यापक उतनी हो शिक्षा विधियाँ यह कहना बिलकुल 
सत्य है। कारण यह है कि सब अध्यापक न केवल अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार अपनी अपनी शिक्षा की रीति अपनायेंगे, 
बल्कि वह अपने शिक्षाथियों की थोग्यता के अनुमानों में भी विभिन्नता 
रक्खेंगे ओर इस तरह अपनी शिक्षा विधि वदल दे गे | 

अध्यापक जो कोई भी पाठ अपने विद्यार्थियों को देगा बह 
निम्नलिखित रूप में से एक न एक रूप में अवश्य होगा | 
१--अध्यापक कोई बात समझा देगा [ ज्ञान प्राप्त करने की रीति ]। 
२--विद्यार्थी किसी विषय पर प्रयोग व निरीक्षण करेंगे [ प्रयोगेक 

क्षिक्षा | । $ 
२ -विद्यार्थी अपने अपने विचार को व्यक्त करे गे [विचार प्रकट करने 

को रौति]। 
४--विद्यार्थी किसी प्राप्त ज्ञान पर अभ्यास करेगे [ हाथ से काम करने 

की रीति | | 
*--विद्यार्थी स्वयं पुस्तके' पढ़े गे [ प्राइवेट स्टेडी |। 
5--पिछले काम को दोहराया जायगा [ पिछले काम को दोहराना |। 
७-मन बहलाने के काम किये जाये [ उत्साह पैदा करने के पाठ ] | 
. यह सूची पूरी नहीं है फिर भी हम निस्तन्देह कह सकते हैं कि हर 
पाठ उपरोक्त लिखित बातों ही में से हो सकता है। सदैव यह 
सब स्वरूप एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं फिर भी इनमें कुडु सम्मिलित 
विशेषताएं हैं अर्थात्‌ हर एक रूप में पाठ का कोई न कोई उद्दश्य 
अवश्य होगा ओर प्रत्येक पाठ किसी न किसी तरद शुरू जरूर किया 
जायगा । किसी न किसी तरह प्रयोग में अवश्य आयेगा और किसी न 
किसी तरह समाप्त अवश्य होगा । इसका अथ यह है कि प्रत्येक 
पाठ में प्रारम्भ, मध्य और अबल्त अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त 


पाठ की तैयारी १४१ 


प्रत्येक पाठ में यह बाते भी होंगौ--१.हम किस तरह चले, २.किंस 
तरह मुख्य पाठ पर पहुँचे ओर फिर ३.--कैस तरह पराठ की विभिन्न 
कड़ियों को मिलाकर एक क्रम में ले आये । यही बाते पाठ की 
नियमानुसार तेयारी के संकेत हैं॥ 

पाठ के संकेत--पाठ की तेवारी का पहला अंश यह है कि 
विद्यार्थी के मस्तिष्क को नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तेबार करना 
चाहिये। पाठ के इत भाग को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। कुछ 
सज्जन इसी को तिवारी” भी .कहतें हें) मगर हम समझते हैं कि 
पहला नाम अच्छा है। प्रस्तावना का अ्रथ यह है के वह बच्चे के वर्तमान 
विचार के भणड[र के उस भाग को साफ साफ निस्तन्देहात्मक रीति से 
ओर एक नियम के रूप में सामने ले आये जिसकी सहायता से वह नया 
पाठ सरलता से प्राप्त करेगा | दुसरे शब्दों में इसके अथ यह हुए कि 
बच्चे के मस्तिष्क की तक शक्ति सकारण के साथ सचेत भाग में आ 
जाये | इस तरह शिक्षक का काम यह है कि वह बच्चे के पूव ज्ञान को 
नये पाठ के प्रकाश में बच्चों के सामने रकक्‍्ख ताकि उसका उद्दश्य पूरा 
हो जाय | स्पष्ट है कि इस पाठ के भाग में लगभग सब काम वच्चे को 
करना पढ़ता है। इस अवसर पर अध्यापक का काम केवल यह है कि 
वह संशयात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चे के पूव ज्ञान को अपने लक्ष्य की ओर 
ले आये। बच्च' को अवसर दिया जाता है कि वह जो कछ जानता 
है स्वतंत्रता के साथ बताये | हाँ ! बच्चे के पूब ज्ञान कों उसको देना, 
यह काम अव्यापक का है। अतएव प्रस्तावना के अन्त में अध्यापक 
बच्चों के पूव ज्ञान में आवश्यकीय कड़ियों को मिलाकर सिलसिले (क्रम) 
में ले आता है ओर अब अपना मुख्य पाठ शुरू कर देता है | 

जो अध्यापक अपना पाठ किसी प्रस्तावना के बिना ही शुरू कर 
देते हैं वह एक बहुत वड़ी गलती के भागी हो जाते हैं। उनको यह 
नहीं मालूम होता कि उनके विद्यार्थी क्या जानते हैं और क्या नहीं। 
इस कारण से पाठ के बीच में ही उनको बड़ी बढ़ी कठिनाइयों का 


१४२ शिक्षा शात्त्र 


सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो उनके वेतुकेपन से पिछली पढ़ी 
हुईं बातों को दोहराने की आवश्यकता आ जाती है जिससे व्यर्थ समय 
नष्ट हो जाता है ओर बच्चों के लिए भी पाठ एक भारस्वरूप बन 
जाता है | 

चँ कि पाठ के प्रस्तावना भाग में वच्च को नये पाठ के लिए तैयार 
किया जाता है ओर उसके पूव ज्ञान को सामने लाया जाता है, 
इसलिए अनुमानतः उसका सम्बन्ध उसी विषय के पिछुली दो एक बातों 
से होता ह जिसमें बच्चों ने वह ज्ञान प्राप्त किया था जो अध्आपक् 
सामने लाना चाहता है | इस तरह जो प्रश्न पाठ के इस भाग मे होते 
हैं उनका सम्बन्ध सीधे पिछले पाठों से होता हैं | 

भव प्रश्न यह होता है कि प्रस्तावना में कितना समय खच होम 
चाहिये। उसका कोई नियम निधारित नहीं है। अगर आप बच्चे व 
ज्ञान से यूण परिचित हैं ओर आपको उसका विश्वास है कि आ। 
उस जानकारी को काम में लात हुए एक दम बच्चो को नये पाठ पर 
ले आये तो हो सकता है कि आप ग्रस्तावना को बिल्कुल ही गायब 
कर दे। हालाँकि बिलकुल ही गायव कर देना सरासर गलती हैं। 
इस दशा में भी दो चार प्रस्तावना के प्रश्नों की आवश्यकता श्रवश्य्‌ 
ही पड़ेगी । इसके अतिरिक्त अगर बच्च कम आयु के हैं ओर पाठ ऐसा 
है जिससे मस्तिष्क पर अधिक जोर पड़गा तो ऐसी अवस्था में पाठ 
की सफलता पूरी-पूरी प्रस्तावना पर निमर होती है। ऐसो अवस्था 
में यदि समय अधिक भी लग जाय तो कोई हज की बात नहीं है; 
क्योंकि इससे जों लाथ होगा वह मान्य होगा। तात्पय यह है कि 
प्रस्तावना का समय निभर होगा बच्चों की आयु ओर पाठ के ऊपर | 

पाठ का उद्द श्य--पाठ के प्रस्तावना के वाद अध्यापक को 
चाहिये कि बच्चों को पाठ का उद्दश्य बता दे। कारण यह है कि 
अश्यापक और विद्यार्थी दोनों एक ही उद्दृश्य के लिए तको वितक 


आ 


> बच्चा 7 आन स्तर & ० य़ृ (5 दे स्ध 
करत हैं | बच्चों को यदद पाछूम हो जाय कि क्‍या ज्ञात करना है तो 


पाठ का तवारा १४२ 


पे र था कि 2525 हक 'हम्न्मकक मल आफाराकी “फअमुफस. +मआााबाक- कक! उक आह 
बह और संलग्नता से अपने कामब्म लग जायग बना उन के लश पाठ 


९७२: बन 


अंधर में टटोलने के समान होगा | प्रायः सज्जन इस पर बह एतरा 
करते हैं के अगर वैद्यार्थो को परठ का उद्दश्य बता देवा जाय ते 


चल ही हा कथा ९ है 
उनकी दलचस्पा कम हा जावगा, यह एतराज़ ठाॉक नहीं है। बच्चा का 
लक लू मम गम 3022. लक ख् का अर किट. कम 
यदि यह बात मालूम हो जाय कि उनको क्या करना है तो उनसे पूरे 
जल कक बाज ते छा 22 ८ ० दफा नाम - रा 
पाठ पर कछु प्रक्नाश नहीं पढ़ सक्कता वर्क ज्ञान अपर रह जाने के 


(पक काका बनाम भर ट् 8994 हा ० ञ्रो जनक '<बन्‍्न्‍फपहक, य अन्‍य अंग का व्यामानाल >अम पा 
कारण उनकी दिलचस्पी और बद जावेगा।। यह वात इसरो है दि 
अप कृता पार 
होगे छोट बच्चों को जो कान आर खेल में विनेद नहीं जान सकता पराद 


# ३88 »4 $ 
जा 


अजमतनाओ, 


का उद्दश्य बता दना 'बलकुल वक-- वात हैँ | वह खल खलल दे पान 


्ः 


दा 


ऋ की आ 
कक 2 आ 


रे पे को का रा 

जंखत हैं और उनका माल लूम भा नहें, दहला के उन्हांद कांद रा वाट 
हा के 

सीस ली हैं और किन तरह 


लक 


पाठ का दूसरा अंग--अब अध्यापक को रद के दृगर भार 
ओर आकृष्द होना चाहिये जिसकों हम समन्वब उद नकत 
पह भाग बासतद से पूर पाठ का जान हे | इसने अध्याउक्ष प्रतादेन 
के बास्तविक ओर असली उदाइरणों » द्वारा धीरे-बीर पाठ की और 


कक 


का का ् बा कर प्कर [#) नाव मदद कर ' न 
ता है| पाठ के इस भाग में अध्यापक का बढ़ा साबधनः, कः 


नर रे 


न्‍5 
जय. 


्प 

कट हक. कल दीन कं या अब पर न अमान अलन्‍इआ हक हे है टल्‍नामा 
ब्याटइटकता है के यूद कहा मा हक के क्र टू जाइशा! ते सा प्र" 
रच ख् कर. छ्ड रह रे २६ काल को पट 

प्रबन्ध अस्यव्दस्त हो जाने का डर होगा ! अच्छा तो बह है के उस 

हे. पथ कर, ७ ५ क +, न] धन्य न, कु पके 

भाग को ओर डोटे-छोटे भागों में बाद लिया जाय दा के प्रत्येक पहले मद 
ज्मन्‍लकन दा जअइञकर खाह्डफ, 

व्या सम्बन्ध चाद वाले नाग न हा अध्यायक एक एक सा का 2९8५. 
कर ष के 5 ०४ हि कक आर न कम 

खतग ले आर उसको बच्चा से .रकलवबाऋर दुसर भागा तल रन स्थ 
बक़ ] काम 
के के हज. चण ४६. घ 5 जे कर अककब नस्ल ०० चयन लत घयाद 
कर दे | मान लीजिये “भूम झा कूतान माह झ्. वे, सू व यर्यह। बन 


ना पहिल उसे लव भागा ले अलग अत्र 
प्रद्यून! आवश्यक हैं ऋः ऋण भाग अर के सम्बन्ध से | अब भार 
मो भी इसी नियम से पदाना चाहिए | इस प्रकार ५ हल्ञ ता जद के 


ऊ 
के 


0. ० 


क्ष्फ़ वकफान, 
ज्ञान हो जायगा ओर फिए इस पा सोच दचार कच्च का भव, 
रे ५० किसका, ध् 


१४४ शिक्षा-शास्त्र 


मिल जायगा ओर उस पर दूसरी बातों के सम्बन्ध से दृष्टि डाली 
जा सकेगी | े 
तीसरा अंग-तुलना ओर क्रर बद्धता-अध्यापक बच्चों के 
सामने पाठ रखता है। अ्रव आवश्यकता इस बात की है कि उस 
पाठ की सहायता से किसी सुख्य परिणाम या निष्कष पर पहुँचा जाय | 
इस वात की भी आवश्यकता है कि उस परिणाम की तुलना हम 
पिछले किसी पाठ के परिणाम से या बच्चों के पूवज्ञान से करें | पाठ के 
इसी भाग का नाम हमने “तुलना और क्रमबद्धता” रखा है और 
जिसको शिक्षा भी कहते हैं। कुछु सज्जन इस भाग को एक अलग भाग 
मानने से इन्कार करते हैं। वह कहते हैं कि यह कोई मुख्य भाग नहीं है 
वल्कि दूसरे भाग का ही एक भाग है। हमारा विचार यह है कि उसको 
एक भाग मानना ही ठीक है। आपने भूगोल का एक पाठ पढ़ाया 
है| अब आप यह कर सकते हैं कि इसी किस्म की बातों से जो बच्चे 
ने पहले से पढ़ी हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। और इस तरह बच्चों 
को वही वात अधिक विस्तृत रूप से समझा देंगे। इस के अतिरिक्त 
उनकी प्राकृतिक और मानसिक शक्तियों को शक्ति प्रदान करदें | अब 
मुख्य-मुख्य परिणामों पर पहुँचना ओर भी सरल बात हो जायगी | 
पाठ का अन्तिम भाग यह है कि जो कुछ पढ़ाया गया है उसको 
दोहरा दिया जाय और उसे प्रतिदिन के जीवन की वातों पर लगाया 
जाय। बच्चों के ज्ञान भमर्डार को भार से लाद 
चौथा भाग--पाठ का देना एक बेकार बात है। जब तक उसको 
अभ्यास ओर यह न बताया जाय कि इन खराबियों की 
दोहराना बहुत सी परिभाषायें याद हों, बहुत से 
सिद्धान्त मालूम हों | बहुत से नियमों से परिचित 
हों तो यह सब उस समय तक बेकार है जब तक कि उनको अपने 
जीवन में सफलता के साथ प्रयोग न कर सके। आवश्यकता दस 
वात की है कि यदि कोई भाववाचक बात बच्चों को बताई गई है 


गठ की तेबारा १४४ 


तो उसका अन्यास प्रतिदन> के सच्चे जीवन के उदाहरणों पर 
किया जाय | यदि वच्चों ने गणित का कोई निद्रम नाखा है तो 
उनको प्रतिदेन जीवन के प्रश्नां पर उनको व्यवहार करना चाहिये । 
इसी प्रकार उन्होंने भूगोल का पाठ लिया हैं तो उन ज्ञान को किसी 
काल्पनिक भूगोंत्र की यात्रा का हाल वन करने में लगा सकता है। 
अगर उसने साइन्स में कोई फल निकाला है तो प्रत देन जीवन में 
'पचासों उदाहरण में उसको देख सकता है। मतलब कोई बात भी 
बच्चा सीखे आवश्यकता इस बात की है कि वह उसको प्रयोगक रूप 
सें काम में लाये ओर अपने ज्ञान को मजदुत कर दे | 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले अच्छा होगा क्व इस 
होनहार अध्यापक को एक आवश्यक सूचना दे द | पाठ के बह चारों 
भाग जो हमने बन किये हैं अर्थात्‌ (१) प्रस्तावना, (२। परिचय, 
(३) तुलना, क्रमवद्धता, (४) श्रभ्वात ओर दोहराना । दुद्द रब देखने 
'में एक दूसरे से अलग-अलग अवश्य हैं मगर सब एक ही ठोस और 
सम्पूण वस्तु के विभिन्न अंग हैं जो एक दूसरे से विभिन्न होते हुए भी 
एक पूरी वस्तु के आकार-प्राकार बनाने में अनिवाय रूप से भाग लेते 
हैं| एक भाग पाठ की >फलता पर दूसरे भाग को सफलता निर्भर 
होती है । अध्यापक को अपने पाठ की तथारी में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि न तो किली भाग पर आवश्यकता ते अधिक 
जोर दे और न किसी पर कम | उसको कोई विशेष शिक्षा-प्रणाली अप- 
नाने के लिए बाध्य न होना चाहिये | हम बारम्वार निवेदन कर चुके 
हूँ कि जो शिक्षा-प्रणालां उसको किसी प्राठ में प्रयोग करनी पढ़ेगी 
वह कई बातों पर निर्भर होगी जिन में ध्यान देने योग्य पाठ का विपय 
ओर वच्चे का पूव ज्ञान है। 

लिखित संकेत--अध्यापक्र के लिए यह आवश्यक है कि पाठ 
पढ़ाने से पहिले वह पाठ की अच्छी तरह तैयारी कर ले और जो 
कुछ उसे पढ़ाना है उसे पहिले से लिख ले | पाठ को तेबार करके लिख 

फ 


१४५ शिक्षा-शार््र ० 


च्ज्‌ 


लेने को ही हम लिखित संकेत (९0६68 ०र[ [,688078) कहते हैं । 
इसका शअ्रथ यह है किअध्यापक को पूरा पाठ किस तरह “शुरू करना है, 
किस प्रकार के प्रश्न करना है, किस तरह अभीष्ट विषय पर आना हे, 
किस प्रकार परिणाम निकालना है, और किस तरह प्राप्त ज्ञान को 
प्रयोग में लाना है। यह सब बाते लिखित रूप में लाने को हम 
लिखित संकेत के नाम से पुकारते है। इसका मतलब यह कदापि 
नहीं है कि अध्यापक पूरे पाठ को लिखकर रट ले ओर उसे बच्चों 
के सामने उगल दे | यह बहुत जबरदस्त गलती है। पाठ का खाका 
कोई वेजान चीज नहीं है जिसमें सुधार सम्भव न हो । बल्कि वह 
एक जीवित सी वस्तु है जो प्रतिपल बदल सकती है| लेकिन उनके 
परिवर्तन पाठ के बीच में उत्पन्न होते रहते हैं जब कि अध्यापक 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों की दिलचस्पी को, उनके पूर्व 
जान को और उनके प्रश्नों को दृष्टि के सामने रखता है। अध्यापक 
अपने पाठ का खाका पहले से अवश्य तैयार कर सकता है। वह यह सोच 
सकता है कि वह इस किस्म के प्रश्न बच्चों से करेगा। वह शिक्षा- 
ग्रशाली पर भी विचार कर सकता है बक्कि एक विशेष 
परणाली भी अपना सकता है ओर वह पाठ के अन्तिम उद्दश्य पर भी 
ध्यान दे सकता है| लेकिन यह कहना सरासर ज्यादती है कि वह 
विश्वस्तरूप से वही प्रश्न बच्चों से पूछेगा जो वह लिखकर ले गया 
है ओर यदि आवश्यकता पड़ेगी भी तो वह अपने लिखित संकेतों से 
एक इंच इधर-उधर न कर सकेगा। 

पाठ लिखित संकेत तैयार करने में होनहार अध्यापक एक कापी 
व्यवहार में लाता है जिसपर वह एक विशेष क्रम से पूरे पाठ का खाका 
संकेत में लिख लेता है। यह खाका पाठ के उन भागों पर 
निभर होता है जिन पर उस अध्याय पर विवेचना की गई है। स्मरण 
रखने के लिए वह खाका के शुरू में पाठ-कक्षा बच्चों की आयु की 


(७ ८७ ६8० 


तारीख़ इत्यादि भी लिख लेता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पाठ 


पाठ की तैयारी 


एड डील ल--+++«्की नल ननननननननन नम +++++++००3>3.५.>>०............................................ .... 
समय + कक औयक फ़ कस कि ओसेल कक के #के क 
तारीख क्रृस्य[*२९ १०५ *५०५ ५००० «»«»« »«« 


' बच्चों की औसत आयु ** 


४७0७७॥॥///ए-७७"७/८ए७/७७॥७एए"ए७शए७ए७एएए७७एू,ााराी जलन ली कलम मिशन लिलनी लि शिशि किक वि क अविकलीकेलनन-म_्कऋकक. जे मारलकम-ननेी, नायर मनकान का... तन मन कान के टन अननरक०--नमः्कडकानमान्‍मन 


विषय 


पाठ का उद्देश्य अर ब७+ कषात कढल कक क  »+ ७ 


ख् 
रू 
सं 


पूव ज्ञान ' # कक करके ओऔओ क की 


प्रस्तावना *** **९**« **० *५५ ५०० ०६० *** 
शिक्षा-विधि ४०१४६:४/७:४ ८ २४४०५:०/४ ३४ नो कह ४ 8 द ४ ९६ 
परिणाम अर ३७ + | ७ ७४ ० के के हक #+क १३५४२ ७0१5 ९५ *+१ ००० ७ 


अभ्यास # 9 0 ३७% के प्र से दे के के मे से ककेओी के के को सेफ | हहफे की 
8 


कं के फ् ऋ को के मक के न्‍क 


के के के #% के | का का क॑ कफरीकओे के 


के के छ # के औ के के # क्र भर शी 


१४७ 


कक के कि ही के ॥ २ के फ॑ के क्र की 


के जे के के के क के फीकी के थ # # का 


कक ्भ # सु क्र कक #ऋषफे 9 फेल क ब्फ 
आम हु हक के खा 
शा के के भर को क औका कक 
कस कर्क हक केक ओके यकी के की को ली कि की के के कह 


& 


नामल स्कूलों में इस खाका के सामने का पृष्ठ खाली छोड़ दिया 

5 ' . $ यम कं 
जाता है ताकि प/ठ की जाँच करने वाले अध्यापक था ग्रोफेसर साहब 
इस पर होनहार अध्यापक की कमी ओर चटठियों की ओर अपना 


निर्देशन कर सके। 


ध्ड्प शिक्षा-शास्त्र 


को कई भागों में विभक्त कर लेता है और हर भाग के लिये लिखित 
संकेत लिख लेता है | अतएव प्रायः पाठ का खाका निम्नांकित रूप से 
अंकित कर लिया जाता है। 

पाठ के खाके में श्रध्यापक्र श्यामपठ या दूसरी शिक्षा सम्बन्धी 
चीज़ों के प्रयोग पर भी संकेत अंकित करेगा कि उसने उन चौज़ों से 
कहाँ कहाँ ओर किस तरह से किस हृद तक सहायता ली है। यदि वह 
कोई श्यामपट पर संक्षेप भी लिखता. है तो वह संक्षेप भी पाठ के खाके 
में अंकित होगा | इस तरह उसके पाठ की जाँच करने वाला अध्यापक 
पाठ के खाके पर दृष्टि फेरते ही पाठ की खूबियों से या बुराइयों से 
परिचित हो जायगा और अपनी सम्मति सरल्षता से दे सकेगा। 


प्रश्न 
१-निम्नलिखित विषय में से किसी एक को लेकर यह बताइये 
कि उसे किस कक्षा में पढ़ाओगे ओर उसके कितने और 


कोन-कौन से पाठ होंगे | किसी एक पाठ का संकेत तैयार 
कीजिये। 


ध्र--पलासी की लड़ाई | 
ब--अशोक । 
स--गुफ्का में रहनेवाला मनुष्य । (नामल) 

२३--निम्नलिखित विषय में से किसी एक को लेकर यह बताइये 
कि उसे किस कक्षा में पढदाओगे ओर उसके कितने और 
कौन-कोन से पाठ होंगे। किसी एक पाठ का संकेत तैयार 
कीजिये । 
श््र--स्कीमों लड़के के जीक्स की कहानी | 
ब--दिन रात का होना । 
स--रंगा नदी की घाटी । ( नामल ) 


पाठ की तैयारी १४६ 


३--निम्नलिखित में स किसी एक पर किसों पाठ का संकेत 


लिखिये १ 

अ--बंगाल का वतमान अकाल | 

ब--प्लेग (ताऊन) | 

स--अपने स्कूल फा्स पर उगाई हुई कोई फसल (नामल। 


४०--निम्नलिखित विषय में स किसी एक पर पाठ का संक्रेत तेयार 


कीजिये :--- 

अ--भर.व तारा से दिशाये' सालूम करना कक्षा २ के तल्विये। 

ब--कोलम्बस की यात्रा (कन्षा 9 के लिये 

स-दक्षिणी अफ्रोका का जलवायु , कक्षा $ क» न्तिये ) | 
(नामल) 


पू-.पाठ का खाका तेयार करने स आप क्‍या सतततव समककते 


हैं? हरवट के बताये हुये कोन-कोन से प्विद्धांत हे और 
उनमें वतमान समय के अनुसार कितना सुधार किया जञा 


ब् 


सकता है ? (सी० री०) 


६--एक फूल पर पाठ का संकेत वेयार कीजिये । कन्षा या विद्या्ी 


की आयु अंकित कीजिये | (सी० टी०। 


७उ--निम्न लिखित में से किसी एक पाठ का संकेत तेयार कीजिये 


ओर कक्षा अथवा आयु की चचा कीजिये :-- 
१-बीजों का उगना | 

२--शहद की मक्खी | 

३--एक फूज (एल० टी० 


अध्याय £* 


विभिन्न प्रकार की शिक्षाएँ 


शिक्षा को हम निम्नलिखित प्रकार में विभक्त कर सकते हैं :-- 

१--प्रारम्मिक शिक्षा (प्राइमरी) | 

२--सेकेन्ड्री शिक्षा | 

३--उच्च शिक्षा (यूनीवर्सिटी)। 

४--दस्तकारी (कला) की शिक्षा | 

१--धार्मिक शिक्षा । 

६--शारीरिक शिक्षा | 

इनके अतिरिक्त “दस्तकारी” की शिक्षा या “जीविकोपाजन” 
कला की शिक्षा भी शिक्षा की ही एक किस्म है। मगर चूंकि उसमें 
जीविका निर्वाह के लिए दस्तकारियाँ या हुनर (कला) सिखाई जाती है 
ओर एक सवताधारण शिक्षा का उद्दृश्य नष्ठ हो जाता है इस- 
लिए, वह हमारे शिक्षा-प्रबन्ध से बाहर की चीज़ हो जाती है। यही 
कारण है कि हमारे यहाँ इस शिक्षा को शिक्षा विभाग से कुछ मतलब 
नहीं है बल्कि वह व्यवसाय विभाग ( ए7त0प्रछ//98 ॥)0987%- 
7४07४ ) के अधीन है। अतएव हमारे प्रान्त के इसी व्यवसायिक 
विभाग ने कहीं-कहीं पर ऐसे स्कूल स्थापित किये हैं जहाँ मुख्य-मुख्य 
दस्तकारियों या पेशों की शिक्षा दी जाती है ताकि वहाँ से निवृत्त होने 
पर विद्यार्थी पेशों के द्वारा अपनी जीविका कमा सके | ऐसे स्कलों में 
धातु के काम सौखने, चमड़े रंगने, शक्कर बनाने, जूते इत्यादि बनाने, 
लकड़ी का काम सीखने ओर मशीनों आदि के कल पुर्जों से जानकारी 
प्राप्त करने इत्यादि के स्कूल हैं। इन स्कूलों को हम (ए००७४४०४७७] 


बाभन्न यकार को शनक्षाए ग्ज््रु 


8, 


क्‍मरहांप्परां०्सड़ो “दस्तकारी की पराठशालाये” कह सकते हैं 
वास्तव में शिक्षा विभाग के ही अंग हैं मगर चूंकि उनका उद्दृश्य 
जीविका कमाना है इसलिए वह परोक्ष रूप से शिक्षा प्रवन्ध के अधान 
नहीं आते | इन स्कूलों में जो विद्यार्थी भरती होते हैं प्राय, उनकी 
शिक्षा अधूरी दोती है। शक्कर बनाने ओर बह्नी-बद़ी मशीनों से 
परिचित होने की शिक्षा के अतिष््ति और नीच पेशों की शिक्षा में 
क्रिसी विशेष शिक्षा निम|ण की आवश्यकता नहीं होतीं। अधिकतर 
ऐसे विद्यार्थी उन पाठशालाशों में शिक्षा पाते है जो साधारण रूप से 
पद़े-लिख होते हैं। 

प्रारम्भिक शिक्षा--हमारी राष्ट्रोय जीवन की त्रु नयाद वास्तव में 
इसो शिक्षा पर खड़ी की जाती हैं। इसी शिक्षा की उन्नत या अ्रवनति 
पर राष्ट्र की उन्नति या अवनत निभर होतो है। कारण बह हे कि 
प्रारम्भिक शिक्षा में बच्च शिक्षा के प्रारम्भिक सी देयों को ते कर लेते हैं 
शरीर इस तरह वह लिखने-यडने ओर हिसाब लगाने में एक हद तक 
अभ्यास कर लेत हैं। यही तीनों बात प्रतिदिन जीवन में वहद काम में 
आती हैं | प्राइमरी शिक्षा के बाद अगर बच्चा अपनी शक्षञाकों समाष्त 
कर दे तो वह अपना जीवन भसल्लीं प्रकार व्यतीत कर सकता है और 
अपने वाप-दादा के पेशे में सफलता प्राप्त कर सकता है लेकिन इस 
शिक्षा से व॑ लत रहने में वह अनपढ़ रह जाता है ओर राष्ट्र और जाति 
क्या स्वयं अपने लिए भी तमाम कठिनाइयों से जीवका निर्वाह के 
सिवा ओर कुछ नहीं कर सकता | 

सकेन्‍्डी शिक्षा-सेकेन्ड्री शिक्षा को शिन्ना प्रबन्ध का ढॉचा 
समझना चाहिए। प्रायः १६ बप की आयु तक यह शिक्षा समाप्त हो 
जाती है | इस आयु में विद्यार्थी हाई स्कूल पामहों जाता है। वह 
शिक्षा के विभिन्न भागों से परिचित हो जाता है| वह तदास-मूगोल 
खती-वाड़ी, साइन्स विज्ञानी हिसाव इत्यादि स जानकारी प्राप्त कर लेता 
है | उसमें यह योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वह संसार की बातों को 


श्द्र शिक्षा शास्त्र 


समझ सके और अपने जीवन के प्रकाश"'और श्ंधक्रारसय पहलुओं पर 
विचार कर सके | अब वह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझा सकता 
है ओर अपने बड़ों की सहायता से यह निशंय कर सकता है कि सेकेन्ड्री 
शिक्षा के वाद उसको क्‍या करना चाहिए कि बह सफल जीवन बिता 
सके | वह शिक्षा समाप्त करने का निणय करता है या आगे शिक्षा 
जारी रखने की इच्छा करता है। दोनों दशा में वह .सफलता की ओर 
अग्ररर होता हैं। कारण यह है कि सेकेन्ड्री शिक्षा स्वयं एक 
पूरी शिक्षा मानी जाती है ओर एक अच्छी सेकेन्डी शिक्षा उन 
विशेषताओं की देन है कि एक मनुष्य को गणना पढ़े लिखों में 
हो सके | 

डइच्च शिक्षा-शिक्षा प्रवन्ध का यह भाग शिक्षा की इमारत का 
सर्वोपरि भाग है | यह शिक्षा की जान है । शिक्षा की सुन्दर विशेषताओं 
का तत्त्व है। यह पूर्ण शिक्षा है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य पूर्ण 
शिक्षित माना जाता है और वह संसार के बहुत बड़े-बड़े कामों में 
दिलचस्पी लेने ओर अपनी राय देने ओर स्वयं कोई महत्वपूण काय 
करने पर अधिकार रखता है| यूनीवर्सियी की शिक्षा में व्यवद्दा रिक शिक्षा 
के अतिरिक्त ऊँचे प्रकार की कलात्मक शिक्षा, जैसे बच्चों को पढ़ाने, 
डाक्टरी में नियुक्त करने, इंजोंनियरिंग और जंगेलात का काम सीखने 
इत्यादि को शिक्षा भी सम्मिलित है। यह शिक्षा मनुष्य की प्रवृत्ति को 
और उसकी योग्यता ओर शक्तियों को निखार कर सामने ले आती है। 
मनुष्य में यह विशेषता उत्पन्न हों जाती है कि वह अपने ज्ञान को 
उचित रूप से नवीनतम खोजों में प्रयोग कर सके या उसको व्यवहयरिक 
कार्यो में प्रयोग कर सके | यूनीवर्तिणी की उच्च शिक्षा के बाद राष्ट्र 
में बढ़े-वढ़े लीडर, डाक्टर, प्रोफेतर ओर इंजीनियर पैदा हो सकते हैं। 
इसी शिक्षा को प्राप्त करने से देश का व्यवसाय ओर कला-कोशल में बड़ी 
उन्नति हो सकती है। इसी शिक्षा की बदौलत सरकार को उच्च पदों, 
के लिए अच्छे मस्तिष्क वाले अफ़सतर मिल सकते हैं ओर यही शिक्षा 


विभिन्न प्रकार की शिक्षाएँ १३९३ 


पाने के वाद देश में विज्ञान और ज्ञान की स्वो> के द्वार खुल सकते 
हैं ओर जन्मभूमि के पुत्र संसार भर में प्रसिद्धता प्रात कर सकते हैं | 
मतलव यह कि अगर सेकेन्द्रो शिक्षा, शिक्षा-प्रवश्त का दाँचा है तो 
यूनीवर्सिी की शिक्षा पूरी इमारत हैं। जिसकी बदौलत एक मनुष्य 
समाज में एक आदरणीय स्थान प्राम कर सकता है। 
दस्तकारों की रिक्षा -हपारे देश में दस्तकारा शक्षा की ओर 

बहुत कम ध्यान दिया गया है। कारण यह बताया जाता है कि भारत 
वपष एक कृपि-प्रधान देश है । यहाँ विभिन्न दस्तकारियों को उन्नत प्रदान 
करने के साधन अपेक्षाकृत कम हैं | सम्भव है यह कारण कु समय 

हेले सही समझा जाता मगर अब तो समय ने बता दिया है कि 
हनारे देश में दस्तकारी की शिक्षा से अनभिज्ञ रहना एक बहत वी 
गल्लती है| संगार के दूसरे महायुद्ध ने जो कि अभी समान हुआ 
है, यह बता दिया है कि भारतवप में नवयुवकां को विभिन्न प्रकार क॑ 
दस्तकारी की शिक्षा देते की अत्यतत आवश्यकता है| कोई देश संसार 
के दूसरे देशों की समता नहीं कर सकता बदि वह कल्ला-कोशल् में 
पीछे है। इसी महायुद्ध के समय में सरकार ने नवयुवकों को अपने 
ख़र्च से विभिन्न प्रकार की दस्तकारी की शिक्षा दिलवाई। जिन लं'गों 
ने यह शिक्षा प्रात की वह आज-कल समाज में बढ़े आदर की दृष्टि 

जाते हैं। केवल यही नहां. बल्कि वह देश के लिए भी गो 

की वस्तु हैं | इन नवयुवकों के हाथ में भारतवप की दस्तकार 
उन्नति की बागझर है। मदहायुद्ध के बाद सरकार दस्तकारी की शिक्षा 
को समस्या को बढ़े ज्ञोर-शोर से हाथ में ले रही है | महायुद्ध के वाद 
अब युद्ध के दस्तकारी प्रोग्राम मे दस्तकारी शिक्षा को एक महत्वपूर 
स्थान दिया जा रहा है| उसका सम्बन्ध सीधा शिक्षा-प्रबन्ध से कर 
दिया गया है | अर्थात्‌ हमारे शिक्षा-प्रबन्ध में ऐसे अवसर हैं जहाँ 
विद्यार्थी को इसका अवसर दिया गया है कि वह अपनी प्राइ 
या सेकड़ी शिक्षा को समाप्त करने के वाद दस्तकारी शिक्षा की ओर 


१२४ शिक्षा-शास्त्र 


आक्ृष्ट हो जाये जो कि शिक्षा-प्रबन्ध कप ही एकमाग है इसमें 
कलाकोशल पर कक्षानुसार अत्यन्त ज़ोर दिया गया है। अतएव नये 
शिक्षा प्रोग्राम ( करायक्रम ) में जूनियर बेसिक स्कूलों, सीनियर बेसिक 
'स्कूलों और हायर सेकड्री स्कूलों में प्रत्येक स्कूलों की शिक्षा के बाद 
विद्यार्थो की अवसर मिला है कि वह दस्तकारी शिक्षा की ओर 
अग्मतर हो सके | 
धार्मिक शिक्षा--आजकल हमारे शिक्षा-प्रबन्ध में धार्मिक शिक्षा 
का स्थान वहुत कम है। पब्लिक स्कूलों में अर्थात्‌ उन स्कूलों में जो 
'सीधे-सीधे सरकार के आधीन हैं धार्मिक शिक्षा बिलकुल ही छोड़ दी 
गयी है | उन स्कूलों में जिनमें चू कि सरकार का सीधा-सीधा अधिकार 
नहीं है बल्कि सरकार उनकों सहायता देती है ओर उनका प्रबन्ध किसी 
जाति या वर्ग के आधीन है घार्मिक शिक्षा दी जाती है अर्थात्‌ 
मिशन स्कूलों में इसाई घम की शिक्षा दी जाती है। इस्लामियाँ स्कूलों 
में इस्लाम की ओर डी० ए० वी० स्कूलों ओर कालेजों में वैदिक धर्म 
की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त देश में जगह-जगह ऐसी 
राष्ट्रीय संस्थायं भी हैं जिनमें विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती 
है। यह शिक्षा-संस्थाये साधारण सरकारी सहायता नहीं पातीं या अगर 
पाती भी हैँ तो बहुत कम । 
शारारिक शिक्षा--शारीरिक शिक्षा आजकल की शिक्षा में कोई 
अलग स्थान नहीं रखती | बल्कि उसको शिक्षा पाख्य विधय का एक 
अंग समझा जाता है| हाल ही में हमारे प्रान्त ने इस ओर भी विशेष 
ध्यान दिया है| अतणएब प्रत्येक स्कूलों में यह प्रबन्ध किया जा रहा है 
कि शारीरिक शिक्षा ऐसे अध्यापकों के हाथ में सौंपी जाय जो इस कला 
का ज्ञाता ओर ट्रंड ( [787760 ) हो ' सरकार ने अभी हाल ही 
में इलाहाबाद में एक “कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन” स्थापित 
किया है, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों को दक्ष किया 
जाता है। यह अध्यापक विभिन्न स्कूलों में पहुँच कर बच्चों को शारी- 


विभिन्न प्रकार की शिक्षाए 434 


रिक्र शिक्षा देंगे ओर उनके स्वब्स्थ्य को सुन्दर बनाने के लिए उपाय 
करगे | 


प्रन 


१--प्रारम्सिक शिक्षा से आप क्या सतलब सममते हैं 
किस आयु के बच्चां के लिए हैं ? इस शक्ता की 
वर्णन कीजिय । 
१-शिक्षा के स्कूलों आर दम्तकारी स्कूलों म॑ क्या अन्तर हैं ? 
विस्तारपूवक समम्काइय । 
३--'सवसाधा रण रकूतों में घामिक शिक्षा देना एक कठिन 
काय है? इस वात की यथाथता में आप क्या नतकना दे 
सकते हैं । | 
४--आज़कल की शिक्षा को हम किन कम्मों में बाँट सकते हैं ? 
उदाहरण देकर समम्काइये | 
७६--निम्नलिखित शिक्षायें शिक्षा की कान-छोन सी किस्मों स 
7म्बन्ध रखती हैं :-- 
१--बढद्ईगीरी का काम | 
२--डाक्टरी की शिक्षा | 
३--एम्त० ए० की शिक्षा | 
४--बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा । 
५--छद्‌ मिडित्त की शिक्षा । 
६--रंगसाजी का काम | 
६--“शारीरिक शिक्षा वाघ्तव में एक किम्म की शिक्षा ६”? इस 
बात की विवचना संक्षेप में कीजिये। 


हा] 
यह भी 
अभ।, 


हि 
दिशेष ता ये 


अध्याय १२ 


मारतवष में देहाती शिक्षा 


भारतवष में भूतकाल से शिक्षा में लोगों को दिलचस्पी रही है । यह 
अवश्य है कि इन दिनों ग्राजकल की तरह एक नियमानुसार स्थायी 
शिक्षा-प्रवन्ध नहीं था फिर भी उस समय की शिक्षा जीवन की आवश्य- 
कताओं के अनुसार होती थी | आजकल की तरह परीक्षायें पास करने, 
मार्टीफिकेट और डिग्रियाँ प्राप्त करने की उत्कश्ठा भी लोगों के मन में न्‌ 
थी | बल्कि शिक्षा केवल ज्ञान के लिए प्रात्त की जाती थी। धर और 
शिक्षा में एक घनिष्ठ सम्बन्ध समझा जाता था । अतएव जितनी सी शिक्षा 
को कोशिशें होतो थीं उनमें घामिक शिक्षा की छाप रहती थी | शिक्षा का 
खच स्वयं दयालु ओर उत्साही जनों के द्वारा पूरा होता था | हाँ कभी 
कभी सरकार को भी शिक्षा संस्थाओं को संरक्षता प्राप्त हो जाती थी | हिट 
श्रोर मुसलमान बादशाहों के शासन-काल में शिक्षा झ्वंसाधारण में 
पर्यात्त मात्रा में फैली हुई थी जिसके कारण देहातों में पड़े-लिखे लोगों 
की संख्या बहुत काफ़ी होती थी । 

भारतवष में अंग्रज़ी राज्य के पहिले अर्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के स्थापित होने से पहिले भारतवष में जो शिक्षा की दशा थी इसका 
ठोक-ठीक अनुमान हमको नहीं हे। यह वह समय था जब पूरे देश में 
अशान्ति फैली हुई थी। छोटी-छोटी रियासतें एक दूसरे से मगड़ती 
रहती थीं और अंग्रेज़ तथा अन्य दूसरी योरोपियन जातियों ने भारत 
बष में व्यापार के साथ-साथ यहाँ के राजनीतिक समस्थाओं में और 
आपस के माग़ों में दखल देना शुरू कर दिया था। ऐसी दशा में 
शिक्षा की ओर से वेपरवाह होना आवश्यक वात थी मगर इसके यह 


[३४ 


मारतवप में देहा [ 


न 


शक्षा १ 
अथथ नहीं कि इस समय में शिक्षा करों विज्कुल हो पीछे डाल दिया 
गया था । 

हमारे पास कोई विशेत्र संख्या अथवा आँकड़े ऐसे नहीं हैं जिनसे 
यह सालूम हो सके कि इस काल में भारतबंष में कल कितने स्कूल थे 
आर कतने बच्चे शशक्षा पाते थ। “मेक्उनुलर के लेखानसार केरहारडी 
ने यह राय प्रकट की है कि अंग्रेजों से पहेले अकेले बंग'ल में ही लग- 
भग असता हजार स्कूल ( मकतत्र आर पाठशाला ) थे जिससे चार सो 
अादामया के लिए एक सकल म॑ घऑसत आता था और यह कि अधिक 
तर गाँवों में लोगों की अधिक संख्या पढ़ लिख सकती थी। प्रार्चीन 
शिक्षा-प्रवन्ध के समाप्त हाने के साथ देहाती सकल भी धीर-घीरें समाप्त 
हा गये ओर निरक्षरता ने तेज़ी के साथ देहाती जीवन पर अधिकार 
कर लिया ।”* इस बशणुन से यह पता लगता है कि इस समय में भी 
भारतवष के देहात में शिक्षा का काफ़ी प्रचार था | अंग्रेज़ी शासन में 
शिक्षा की सरगर्मी समाप्त हो गई | 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में शिक्षा की ओर बहुत कम 
ध्यान दिया गया | कारण यह था कि कम्पनी छे डायरेक्ट्रों को इस बात 
का डर था कि शिक्षा से भारतवासियों में कहीं राजनीतिक उथल- 
पुथल न हो जाय और अमेरिका की नई बस्तियों की तरह यह देश भी 
हमारे हाथ से न निकल जाय | लेकिन इंगलैन्ड में ऐसे पुरुष उत्पन्न 
हाते रहे जा कम्पनी को इत कत्तव्य की आर' ध्यान दिलाते रहे कवि 
भारतवासियां का शिक्षा दा जाय | पहिले-पहल कम्पनी ने इस ओर 
ध्यान न दिया लेकिन जब लाड मेकाले ऐसे बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ 
पुरुष ने भारतवासियों की शिक्षा की समस्या को हाथ में लिया तो 
कम्पनी को इस ओर ध्यान देना पड़ाँ। मतलब यह कि कुछ तो समय का 
ऑन, (रे, 0कंएकतिकाए 70 $06 +$तप८७४४0799 57897, 

(()५ ९५...) /0:.4-0. 


भ््श्८ शिक्षा-शासर्त्र 


पुकार से और कुछ कम्पनी की आवश्यकता की वजह से भारतवर्ष की 
शिक्षा समस्‍या अंधकार से प्रकाश की ओर आ गई। श्८ू१३ ई० 
के बजट में शिक्षा प्रसार के लिए एक लाख रुपये की शानदार स्वीकृति 
हुई | यह घन भी जो भारतवष ऐसे विस्तृत देश के लिए जलते तवे पर 
पानी के बू दों के बराबर था पूरा ख़च न किया गया ओर दस-बारह 
बरस और इसी दशा में व्यतीत हो गये । सन्‌ १८२४ ई० में शात्न 
ने दो-तीन लाख रुपये वार्षिक तक ख़् किया और फिर सन्‌ १८५४ 
ई० में शिक्षा की समस्या को नये सिरे से बढ़े उत्साह से हाथ में लिया। 
इस समय भारतवष में सर सैयद अहमद खाँ जैसी याग्यता के लाग 
मौजूद थे | ओर बहुत सोच-विचार के वाद तय हुआ कि पहले उच्च 
बग के लोगों को शिक्षा दी जाय ताकि बह प्राकृतिक रूप से स्वंसाधारण 
को शिक्षा देने के साधन एकत्र कर सके | यह बात बिलकुल ऐसी ही 
थी जैसे कि किसी चीज़ को इस तरह खड़ा कर देनाःकि भारी भाग ऊपर 
रहे और हल्का भाग नीचे | यदि ऊँचे घराने के लोग और निम्नवर्ग 
के लोगों में मेल-जोल ओर भाई चारा होता | सम्भव है कि यह रीति 
लाभग्रद भी प्रमाणित होती लेकिन इस रूप में उसका असफल रहना 
प्रगठ है | 

कदाचित यही दशा सन्‌ १६०४ ई० तक रही | अब लाड' कजन 
भारत के वायसराय ने शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया और 
तय किया कि प्राइमरी शिज्षा का प्रसार शासन का महत्त्वपृ्ण कत्तव्य है। 
अतएव शिक्षा-व्यय्‌ ४० से ८० लाख तक बढ़ा दिये गये। यह धन 
भी देश की आवश्यकता के अनुसार अब भी बहुत थोड़ा था लेकिन सन्‌ 
१८१३ ६० को एक लाख रुपये वार्षिक की सहायता की अपेक्षा काफी 
थी | एतद कुछ न कुछ शिक्षा देश में होती रही | सन्‌ १६१३ ई० 
में स्वर्गीय गोपालकइृष्ण गोंखले ने शासन कस ध्यान इस ओर आइष्ट 
करना चाहा कि देश में प्राइमरी शिक्षा अनिवा्य कर दी जाय लेकिन 
ग़ोखलेजी की वह सम्मति पीछे डाल दी गई | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१४ 


भारतवष में देहाती शिक्षा १८६ 


इ० का महायुद्ध छिद्र गया । युद्ध की समामति पर भारतवर्ष में सन्‌ १६१६ 
ई० का गवन मेन्ट आफ़ इन्डिया ऐक्ट पात हुआ | इस पर शिक्वा की 
समस्या पर भी क़ानून था। इसके मिवमानुनार स्थुनिलपल और 
डिस्ट्रिक्ट वोड को अधिकार दिया गया था कि वह अगर चाहें तो राज्य 
से आज्ञा लेने के वाद अपने अपने ज्षेत्र में 5 साल से १० रूाल की 
आयु तक के लड़कों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रचलित कर दें। बहुत से. 
प्रान्त में यह अनिवाय शिक्षा नुफ्त देने का प्रबन्ध हुआ | लेकिन 
बंगाल के विषय में यह लिखा था कि यह शिक्षा कदाचित्‌ मुफ़्त ने 
होगी । तात्पय यह कि अब भी प्रारम्मिक शिक्षा खीचातानो के रूप में 
रह गई | 

वतेमान दशा--अब वतमान दशा यह है के देश में और 
विशेषकर हमारे प्रान्त के देहातों में शिक्षा का एक जाल-सा बिड्ठा 
हुआ है। मगर ऐसा कि कमजोर और अपव्ात। कुछ गाँवों में 
कोई स्कूल नहीं है | किसी में कोई प्रारम्भिक पाठशाला है और किसी 
में इस्लामिया मकतब | किसी में प्राइमरी स्कूल है ओर करी में 
मिडिल स्कूल । साधारण रूप से चार-चार ओर पाँच-पाँच गाँवों 
के लिए. एक मिडिल स्कूल हे ओर दो-तीन गाँव के लिए एक ग्राइमरी 
स्कूल है । इन स्कूलों की दशा अब तक बहुत बुरी रही है । दुटी-कूटी 
इमारत, बेकार फर्नीचर, अपविनत्र वातावरण वहीं पुराने दरें क 
पाव्य-विषय, कम शिक्षित अध्यापक, मतलव प्रत्येक रूप से यह स्कूल 
एतराज़ के योग्य है । इसी कारण से न बच्चों में शिक्षा के प्रति 
शौक है न उनके माता-पिता में । न बह सकल विशेष सेवाये' कर सक्रे 
न उनमें इसकी योग्यता थी | परिणाम यह हुआ के शिक्षा को समस्या 
ज्यों की त्यों रही । जो बच्चे कक्षा १ में नाम लिखाते थे इनमें से 
बहुत से दर्जा २ से भाग जाते थे ओर जो कक्षा £ से निकलते थे 
उनमें से प्राय: कक्षा ३ में उपस्थित न होते थे और कक्षा ३ पास 
करने के वाद कक्षा ४ में और भी कम बच्चे दारिल होते थे । इस 


व शिक्षा-शास्त्र 


१६५० 
प्रकार से बहुत पर्यात शिक्षा: का प्रदक्ष बेकार जाता था। लेकिन 
बुनियादी शिक्षा के प्रचलित होने के साथ-साथ यह दशा अब बदल 
रही है। सकल में दिलचस्पी, उसके वातावरण में रुचि और घरेलू 
वातावरण के अनुसार शिक्षा पाव्य-विधय जीवित ओर शिक्षा विधि 
चतन स्वरूप धारण कर चुकी है । देहातों में स्कूलों की संख्या अरब 
भी वहुत कम है लेकिन हमें आशा है कि संख्या बहुत अधिक हा 
जायगी; और ७ साल से लेकर १४ साल तक की आयु के बच्चों 
को अनिवाय रूप से शिक्षा दी जायगी । 
देहात में शिक्षा को दशा --भारतवष एक कृषि-प्रधान देश है। 
यहाँ के निवासी अधिकतर देहातों में बसे हैं ओर निर्धन कृंपक हैं। 
यह अपने बच्चों को पैता खच करके शिक्षा नहीं दिला सकते | यदि 
'स्कल किसी गाँव से दूर है तो गाँव के बच्च स्कूल में जाने से भी 
आना-कानी करते हैं। परिणाम यह है कि अनिवाय शिक्षा केन 
होने से देहात के बच्च जहाँ तक हो सकता है शिक्षा से बचने का 
-प्रयत्ञ करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक निर्धा- 
रितञ्रायु तक शिक्षा अनिवाय कर दी जाय । यह शिक्षा मुफ़्त हो | उसके 
'घरेलू शिक्षा से सम्बन्ध हों | शिक्षा पाव्य-विषय बच्चों की प्रवृत्ति के 
अनुसार लाभप्रद और दिलचस्प हो और शिक्षा विधि मनोविज्ञान के 
अनुसार काम आने वाली हो। भारतपर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा या वर्धा 
स्कीम उन्हीं सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर निर्धारित की गईं थी जैसा कि 
पिछुले किसी अध्याय में वणित किया जा चुका है। 


अरन 


है ; ५ *५ हर 

६-- भारतवष की शिक्षा की समस्‍या वास्तव में यहाँ की देहाती 
शिक्षा की समस्या है |”? इस सिद्धान्त पर संक्षेप में चिब्े- 
चना कीजिये । 


भारतवप में देहाती शिक्षा १६१ 
में कौन-कौन मी कठेनाइयों 
९ 


उन पर केस अधिकार 


३-देहान से शिक्षा के सिर्ल्सर 
का सामना करना पड़त 
पा सकोग ? 

३--हमारे यहाँ देहाती शिक्षा में अब तक क्या खराबियाँ रह 
हैं? उनको किस तरह दर किया गया हैं ? 


४--भा रतबष में देहाती शिक्षा पर एक संक्षिप्त परन्तु तकपूरों 
नोट लिखिये । 


ल्‌ 
ह्‌ 


अध्याय ! 


वुनियादी शिक्षा 


एतिहासिक प्रस्तादना--सन्‌ १६३१८ ६० में यू० पी० के शासन 
ने एक कमेटी नियुक्त की जिसका काम यह था कि प्रान्त में प्राइमरी 
ओर सिकेन्डी शिक्षा की अवस्था पर सोच-विचार करने के बाद एक 
ग्रयोगिक सिद्धान्त निर्माण करे । इस कमेटी के सिक्र ट्री खान बहादुर 
डाक्टर इबादुल रहमान खाँ साहब थे। इस कमेटी की रिपोण के 
अनुसार सरकार ने ते किया कि कुछ चुने हुए प्राइमरी स्कूलों में वेसिक 
एजूकशन या बुनियादी शिक्षा प्रचल्चित कर दी जाय | अतएव 
खाँ साहब की संरक्षता में हमारे प्रान्त के अन्दर बुनियादी शिक्षा का 
प्रारम्भ हुआ | 

बुनियादी शिक्षा क्‍या है !--बुनिया दी शिक्षा उस शिक्षा का 
नाम है जिसमें शिक्षा दीक्षा किसी खास बुनियादी (वेसिक) दस्तकारों 
(क्राफ़्ट) के सिलसिले में दी जाय। शिक्षण विधियों में यह शिक्षा 
प्रणाली एक नई प्रणाली है| पश्चिमी देशों में कुछ इसी किस्म की 
'रीतियों से शिक्षा समस्याओं को हल किया गया है। लेकिन हमारे 
देश भें सबसे पहिले शायद गांधीजी ने इसका प्रचार किया और 
वर्धा-स्कीम के नाम से उसको हमारे सामने रक्खा | वेसिक एजूकेशन 
वर्धा-स्कीम से कई वातों में बाजी ले गईं है। ,शुरू-शुरू में बेसिक 
ट्रेनिंग कालेज इलाहावाद में प्रयोग और निरीक्षण किये गये जिन 
के आधार पर वर्धा-स्क्रीम शिक्षा में उचित सुधार करने के बाद एक 
नई शिक्षा-प्रणाली निर्माण की गई जो बुनियादी शिक्षा के नाम से 
पुकारी गई | 


न्‍न्‍ज स्या /कण "३ न कुक की ननकन का 
थसप)ह शा: रद 


> ँ 


चु/नयाद! ता ॥ तर रत कुासत--तु नवाद! श़ु प्र्दाः का भेद्धार 
सासा.जक, धानतक, आथक्ष बुनेयादों के अतिरेक्त मनोवैज्ञानिक 


जुल्श 


बवानयादा पर वर्ना €£ | बच्चा एक जात 


लत 
| 
ञ| 
8, 
व्ल्ल् 
भ्त 
कै । 
+ 
2| 
न्भ्पै 
्‌ 

| 
| 
है| 
भर 


आर उन्नत करता दुआ समाज का अंग हे। वह बहत सी प्राकृ तक 
बता का मालक है| बहत की बात उसको मीखनी ई अर ने 
अपने मानसिक शक्ति को दिकनित करना होगा। इसके अतेरनकत 
ड्से अपने स्वास्थ्य ओर अपने व्यवहार को भा [ 

पूवजों के कार्यों को उसे सीखना है और इस प्रकार सीखना 
उनका सहायता से वह अपना जीवन सजततायबइभ निर्वाह कर सके 
आर स्वयं समाज का एक लानसप्रद अंग बन सके | बुनयादोीं शह्ष् दें 
बच्चों की आवश्यकता को, उनकी बेग्यता को, उनकी जेशेरताअ 
ओर उनकी मानसिक शक्तियों को इष्ठि में रक््खा गया है। बह दस 
शक्षा विध निर्माण करती है जिससे बच्चों का सुन्दर जोहर सामने आ 
जाये | बच्चों की मानसिक शक्तियाँ सुन्दर सत से वकमित हो 
जाये ओर मनुष्य के भृतकालिक कार्यो का ज्ञान उन्हें एक दिल- 


शक 


चस्प मनोवैज्ञानिक रीति से हो जाब। इस शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य 
यह है कि स्कूल बच्चों के लिए एक मुस्तीवत न वन जाब बल्कि वह 
खुशी की दिलचस्पियों का मण्दार हों जिसमें वह एक छोटे से परिवार 
के एक व्यक्ति का रूप रखता हो ओर अपने विचारों को विभिन्न 
रोतियों के द्वारा व्यक्त करता हो। अब तक पावठ्य-विपय के वेभिन्न 
विषय एक दूसरे से अज्ञनग-अलग रहे हें। बुनियादी शिक्षा ने इस वात 
की सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि विपयों के आपस के बह 
विभेद समाप्त हो जाये ओर अध्यापक पाव्य-विपय को ज्ञान का भरडार 
न समझे बह्कि समस्याय ओर विचार व्यक्त करने का साधन निधांरित 
कर | इस तरह इस शिक्षा में बच्चों को स्व॒तन्त्रतापूवक विचार व्यक्त 
करने का अवसर दिया जाता है। शिक्षा काल म॑ बच्चों के पास-पड़ोस 
की दस्तकारियों को स्कूल और घर की एकता के लिए काम में लावा 


१६४ शिक्षा-शास्त्र 


जाता है | इस तरह भारतवष में स्कूल और घर के बीच में जो खाई 
हो गई थी उसको पाटने के लिए प्रयज्ञ किया गया है । बच्चा काम 
करता है ओर ज्ञान प्राप्त करता है | वह स्वयं सोचता है और काम 
करता है | बुनियादी दस्तकारी के सिलसिले में वह विभिन्न ज्ञान से 
परिचित हो जाता है और इस तरह प्रयोग तथा निरीक्षण तथा प्रयोगिक 
समस्याओं से वह दिलचस्पी के साथ ज्ञान प्राप्त करता है। तात्पय यह 
कि बेसिक शिक्षा का उद्श्य यह है कि ऐसे स्क्रलों की दागबेल डाले 
जिनमें बच्चों के मस्तिष्क ओर शरीर के प्रत्येक पहलुओं के विकास को 
दृष्टि में रकखा जाय । वेसिक स्कलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है 
कि वह कला-कोशल विशेष कर आट ओर संगीत से आनन्द प्राप्त कर 
सके ताकि स्वभावत: वह स्वतन्त्रता के साथ अपने अन्त: क्षोभ और 
विचारों को व्यक्त कर सक | 

बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र-बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है | पहिल्ले-पहल उसको केबल कक्षा १ ओर २ में आजमाया 
गया था | प्रयोगों से परिणाम आशा के अनुकूल बहुत ही सन्तोषप्रद 
प्रमाणित हुए तो उसकों और ऊँच दर्जों में भी आजमाया गया | 
यही नहीं बल्कि उसे अंग्रज़ी स्कूलों में भी जारी किया गया । जो परि- 
णाम मिले वह बहुत ही सुन्दर थे। अतएंव आजकल वर्नाक्यूलर 
ओर एंग्लोवनक्यूलर स्कूलों के पाज्य-विषय बेसिक शिक्षा के अनुसार 
ही निर्माण किये गये हैं। ओर इस तरह वह खाई जो देहाती और 
शहरी स्कूलों के बीच थी अब समाप्त हो गई है | 

बुनियादी शिक्षा की जिन विषयों में शिक्षा दी जाती है उनकी 
विवेचना पहिले की जा चुकी है | उनको यहाँ दोहराना उचित नहीं है | 
इन सब विषयों में आण और क्राफ़्ट को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास है। 
कारण यह है कि यही विषय वास्तव में पूरे पाठ्य विषय शिक्षा की 
जान है। शेष सब विषय इसी एक विषय के सिलसिले में पढाये जाते 
हैं। इसी विषय को सहायता से बच्चे अपने विचारों को स्वतन्त्रता के 


व॒नयादी शक्ता श्ह्न्पू 


4, 


राथ प्रकट कर सकते हैं। इसी की उन्नति पर सकल की उन्नत निभर 
| यही स्केल को आर कक्षाओं को सुन्दर दिज्चस्य आर काम सें 
आने वाली बना सकता है। इसी म॑ दिलचस्पी लेने से 'बद्रार्थी सफलता 
के साथ वद्दा प्राप्त करते हैं 
अंग्र जा की अब वह स्थान नहों दिया गया जो पिछुले समय था 
इसके प्रतिकल मातृभाषा को बहुत बड़ी सहृत्त ग्रदाव की गई है ! 
कारण यह कि मातृथाया की शिक्षा पर हो राष्ट्रीय उन्नति नेमर होती 
हैं। बच्चों को शुरू से ही सही पहने, समकने और लिखने के अवनर 
मलंगे तो उनका शिक्षा अधरी रह जायगी। वेसिक एजकेशन इस 
घध्टकोश को समझता है ओर इसी लए मातृनापा पर ही ज़ेर दता है | 
प.व्य-वियव क दूसरे विषयों पर विचार करने ते मालूम होगा कि 
यह सव विपय वच्चों की दिलचस्पी को सामने रखते हुए निर्धारित 
किये गये हैं। आ्थिक विपय बच्चों को अथ की समस्वाओं से परि- 
चित हाने में तहावग़ा देते हैँ । जनरल साइनत उनकी प्राक्ृ तक बातों 
को समझने के लिए आर उनका कारण ज्ञात करने में स्ह्मयक 
होती है| गणित से प्रतिदेन के हिलाब-किताब की बातें सीखनते हैं अर 
शारीरिक शिक्षा के द्वारा अपने स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं । इन 
विपयां म॑ जो अन्य विषय नियुक्त किये गये हैं, वह मनोदेशानक दृष्टि 
से बच्चा ऋछ 'ज्ण दिलचस्प हैं और रीघ उनके निश्यप्रते के जी 
से सम्बन्ध रखते हैं | 
संगीत को पाख्य--वप्र मं इसलिए सम्मिलित क्रिया गया है 
बच्चों को सुन्दर गात :तेखाये जाबव ओर याद कराये जाय ओर अच्छे 
गांनों को समझने को येग्वदा उत्पन्न की जाय | ताली बजाने से था 
चलने में, ताली की थाप बताई जा सकतो है| इस सिलसिले में इस 
बात पर ज़ोर दिया जाता हैँ कि वहीं गीत बच्चों को सिखाये लाब॑ 
जो उनकों अच्छे कामों ओर अच्डाइओं की ओर आकृष्ट करते हैं 
अंग्रेज़ी स्कूलों के लिए हिन्दी उद्ू में लाहित्य की पुस्तक में 


अं हि 


हि 4 


श्द् 


शिक्षा-शास्त्र 


बुनियादी शिक्षा ने एक नथा ओर अनोखा पग बढ़ाया है। यह शिक्षा 
दोनों माताओं को एक हो श्रणी में रखती है । उसकी धारणा है कि 
हिन्द स्तानी भाषा जिसका प्रचार वर्धा -स्कीम :ने किया है स्वयं भविष्य 
में उत्पन्न हो जायगी | हमारा काम यह नहीं है कि दोनों भाषाओं को 
तोड़-मरोड़ कर एक नई भाघा गढ़े। हाँ यह सम्भव है कि दोनों 
भाषाओं की शिक्षा हम सव बच्चों को द ताकि वह दानों भाषाओं से 
कुछ न कुछ परिचित हो जाये ओर यही जानकारी आगे चलकर एक 
नई हिन्दोस्तानी भाषा के जन्म का कारण हों |-अतएवं नई पुस्तकों 
में बह सिद्धान्त सामने रखा गया है कि तीन चौथाई भाग भाषा 
( जैसे हिन्दी ) का हे तो एक चौथाई दूसरी मापा ( उदू ) का है। 
इस तरह एक ही पुस्तक में दोनों भाषाय होंगी ओर बच्चों को दोनों 
भाषाओं से प्रम और समानता उत्पन्न हो जायगी। देहाती स्मलों में 
हिन्दी ओर उदू में सिफ एक ही भाषा पढ़ने पर ज़ोर दिया गया है 
ओर दूसरी भाषा को एच्छिक विषय का स्थान दे दिया गया है | 

नई पुस्तकें--बेसिक एजूकेशन के संस्थापकों ने उचित पाख्य 
पुस्तकों की तैयारी में भी बहुत काम किया है। अतएव समय-समय 
पर शिक्षा विभाग ने बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद के प्रिंसपल के 
द्वारा निरीक्षण में शिक्षाविदों से विभिन्न विषयों पर सुन्द्र-मुन्दर पुस्तक 
तैयार कराई और उनको प्रकाशित कराया । यह पुस्तक पुरानी पुस्तकों 
से भिन्न हैं। इनमें अच्छे-अच्छे दिलचस्प विषय हैं। सुन्दर चित्र हैं। 
विचार योग्य प्रश्न ओर निर्देश हैं | तात्पय यह कि इनमें “जान” है और 
इस तरह पुरानी वेजान पुस्तकों से बिलकुल ही भिन्न हैं। इन पुस्तकों 
के नमूनों पर ही विभाग दूसरे लेखकों से विभिन्न विषयों पर पुस्तक 
माँग करके पाठ्य-विपय में सम्मिलित करता रहता है | 

बुनियादी शिक्षा ओ।र व्धों-स्कीम में अन्तर--प्रश्न यह होता 
है कि बुनियादी शिक्षा में और वर्धा स्क्रीम में क्‍या अन्तर है। वाह्म 


| आ 


दृष्टि से दोनों एक ही चीज़ के दो रूप मालूम होते हैं लेकिन ऐसा 


नहीं है। दम कुछ मोदी-मोदी' बातें यहाँ लिखे है । (१7 बघ- 
स्कीम सें केन्द्रत कला पर बहत ज़ोर दिया गया है वहाँ तक कि देन 
नर को शिक्षा ने आधे से अधक समय इस पर ख़च दो जाता है | 
इनमे यह डर है कि शिक्षा का उद्दश्य ने मत हो जाब ओर एक 
नवसाधारण शिक्षा के बजाब कंवल दस्तकारी को शेक्षा हो बच्चों 


के पतले न पढ़े। बुनियादी शिक्षा में इस ओर ध्यान देवा गया 
है ओर आट क्राफ्ट को शिक्षा 
उसे शिक्षा का साथन बनाया है | 
नहा को तो बढ़ा दिया मगर उन 
समान कर दिया। 


रु 
हू ई 
भय 
७2) 
| 
> | 
कि 
्क] 
लत 
गा 
क्ल्यू 
+ 
म 


०5 24 न इनक अननन+ डी कन्नक न>भूयोए +> पल जितया अपनाया 
(२) वधा-स्काम में आट कोई झुख्य बपय नहांँ हं वबहक उसको 


अपेक्षा ड्राइंग को प्राव्य-विषय में रूम्मलत किया हैं। आ5: ड्राइंग 
का अपेक्षा अधक वेस्तृत और संख्षम विपय हैं | हू 
मिद्दी का काम और लकड़ी का काम इत्यादि चीज़ें आ 
प्रकार आठ का ज्षेत्र बहुत विस्तृत है और बच्चों के दचार व्यच्छ 
करने के लिए इत विस्तृत क्षेत्र में बहुत अधिक फला हुआ हैं । 

(३) वर्धा-स्क्रीम में यह सम्मति है के शिक्षा का खच स्वयं सकल 
सहन कर | बुनवादी शिक्षा इसको मानने से इन्कार करती है। भारत- 
वर्षीय सभ्यता इस बात के विदद्ध है कि स्वयं स्कत आअउने ख़चे का 


न 


हे कि 5. न्‍फ ता 4२० मे हज कु शना के सत्य 5 ३०००० आ रा 

नाक्ता बनें; अतः बु।ननयादां शक्षा बह कहता है के शज्ञा के लज्च जह. 
हि हि. उकन्‍ा७, के ० #2न्‍ुर अमाइक अरमुत' त७-+0। "कू' कण पशु का के ्षा न 

तक हो सके कम से कम हों ताके शासन या दूसरों शिक्षा संस्थाआ' 
2 का हि. ल्लषए कक) बज जा 02% पक: 78 हि 27 लम कल कक + न जन ता 

पर अधिक बंक न पढ़े | इसलिए वह कहती है कि स्कूल नये किस- 


के हों । जो छुप्पर, फ्ूत, खररेल दृष्यादि के बने हुए हं।। खुली जगह 
पर हों | स्वास्थ्यप्रद जलवायु में हों। पोदों, गमलों अर द््ों से ढे 
हुए हों, ताकि वच्चे उसमें दिलचस्पी ले सके। शिक्षा के वप्रय ४ 
सामान पर भी बुनियादी शिक्षा इस बात पर ज़ोर देती है के ज्ाँ तर 


ऋण; 


हो सके बच्चों ओर अध्यापकों का तैयार किया हुआ सानाव ही स्का 


हि $ 


श्््य्य शिक्षा-शास्त्र 


में प्रयोग हो । उनके बनाये हुए याद प्रयोग किये जायँ। उनकी 
बनाई हुई रोशनाई से लिखा जाय | उनके तैयार किये हुए. देशी 
रंगों से चित्र इत्यादि में भी रंग भरे जायें | उन्हीं के बनाये हुए 
मेद्दी के माइल पारठों में प्रयोग किये जाय | इत्यादि इत्यादि | बच 
अपनी कक्‍्यारियों में तरकारियाँ इत्यादि बो सके जो स्वयं उनके काम 
आ सकती हैं | इस प्रकार ख़च में बहुत कुछ कमी हो सकती है | 

(४) वर्धा-स्कीम हिन्दोस्तानी भाषा के प्रचार पर बहुत ज़ोर 
देती है । वह चाहती है कि हिन्दी ओर उदू का भेद भाव समात्त 
हा जाय ओर ऐसी भाषा का निर्माण हो कि जो न पारिडत्यपूर्ण 
हिन्दी हो न आलिम फाजिल उद्‌ । बुनियादी शिक्षा ने हिन्दी उद 
के अन्तर को समाप्त कर देने के लिए कोई महत्त्वपूण पग नहीं 
उठाया ओर दोनों भाषायें अपनी अपनी जगह पर उन्नति कर रही हैं। 

(९) वर्धा-स्कीम ने देहाती और अंग्रेजी स्कलों के बीच जो बड़ी 
खाई है उसको पूरा करने के लिए कोई प्रयोगिक रीति नहीं अपनाई 
सगर बेसिक एजूकेशन ने इस खाई” को पूरा कर दिया और देहाती 
ओर शहरी स्कलों में समानता उत्पन्न कर दी | 

बानयादी शिक्षा आजकल के ज़माने की महान प्रयोगिक शिक्षा 
है। इसकी सफलता का गव हमारे प्रान्त के योग्य शिक्षा शास्री 
डाक्टर इवादु रहमान साहब को प्राप्त है। वास्तव में इस शिक्षा प्रबन्ध 
को यह सफलता प्राप्त न होती यदि उसको डाक्टर साहब ऐसे 
योग्य व्यक्ति न मिल जाते। डाक्टर साहब के मस्तिष्क की उपज ने 
पहिले ही बुनियादी शिक्षा की व्यापकता और लाभों का अनुमान लगा 
लिया था ओर वह धीरे-बीरे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रयोग- 
करते रहे जिससे साधारणत: प्रान्त के ओर विशेषकर भारतवष में 
शशक्षा की अवस्था में एक बहुत बड़ा इन्कृलाब होने की सम्भावना है| 
चुनियादी शिक्षा अब प्रयोग के क्षेत्र से निकल चुकी है। बल्कि यह 
कला निर्माण की अवस्था को पहुँच चुकी है और अब तो मंसूर के 


बुनयदी शशक्षा १६६ 


8» अली अल 4 कील मीट के दा भ इबभचर कल डी 
आतन्तम पत्रों को तरह बुनिशदी शक्ता का सव्यमत्नन पर कुछ चत्र 
आ(] तखि बात न ग्य रु हि ख्क के ्द का हिल का, के 
ओर निखारने की आवश्यकता रह गई हू जो कि उसके रूप को 
ओर भी आकघ क वना देगी। 


भरने 


६--वव मान वेसिक स्कूलों ओर प्राचीन प्राइमरी स्कूलों में क्‍या 
अन्तर है ? शिक्षा सिद्धान्त के किन नियमों पर अधिक 
ध्यान देने के कारण देसिक स्कूल अन्य म्कूलों की अपेत्ता 
अच्छे समझे जाते है ? | नाम ] 

२--सममाइये कि निम्नलिखित से आप क्‍या सममते हैं ? 
१-बुनियादी शित्षा, २--मान्टस्योरी की गअणाली | 
[ री० टी0 ! 


३--आ पके विचार स॑ हमार प्रान्त में बुनियादी शिक्षा की घोसों 
चाल का कारण क्या हैँ? बुनियादों शिक्षा के प्रसार के 
लिए आप क्या करगे ![ एल० टी० | 

--बुनियादी शिक्षा के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त कहाँ-ऋहाँ स लिए 
गये हूं (| एल० ८[० | 

१--संयुक्तप्रान्त से बुनियादा शत्ता के विकास म जो समस्याय 
हल करनी पड़ीं उनका दशन कीजिये |[ एल० टी० ] 


६ --वे सक स्कूला के पाउय-विषय से सामाज्ञिक विषय को जो 
स्थान दिया गया हैं उसकों जिवेचरना को जिये। उनसे कोच सा 
श्य ग्राप्त होगा ! ] 
७--बुनियादी शिक्षा में आर्ट क्‍यों सम्मिलित किया गया है | 
[ एल0 टॉ0 |] 
“आप क्राक््ट से क्या मतलब सममभते है ? एक वेसिक स्कूल 
सआप कान से क्राक्ट पढ़ायंगे / आर क्या? इन दस्त- 


ाओ 
शत 
8] 
के । 
(५ 
( 

[.........4 


ड़ 


१७० शिक्षा: शास्त्र 


कारियों को सिखाने के लिए किम-किन सामानों की आवश्य- 
कता होगी १ [ एल० टी० ] 

£--वत्तमान बुनियादी शिक्षा वधा-स्कीम से किन बातों में 
विभिन्‍न है ? उन सिद्धान्तों पर विवेचना कीजिये जिनके 
आधार पर हमारे ग्रान्त की स्कीस में परिवतन किया गया 
हे ? | एल० 2० | 

१०--नये पाख्य-विषय मे हाइग के बजाय आठ सम्मिलित किया 
गया है । इस परिवर्तन से जो विभिन्न लाभ ग्राप्त किये जा 
सके हैं उन पर विवेचना कीजिये |[ एल० टी० ] 


अध्याय 


अध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान 


अध्यापक को स्वास्थ्य :बज्ञान, प्रारम्भक सहावतः और रेगी की 
सेवा के विषय में भा पूरायूरी ज-नकारी होना आवश्यक हे ताके वह 
अपने विद्यार्थियों को न केवल शारीरिक स्वच्डता ओर प्रारम्भक सह 
यता इत्यादि पर पाठ पढ़ाये वलिक कक्षा में विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर भी 
व्यान द सक। इसके अत, हू आवश्यक ह के बह यह सालूझ 
करे कि कौन-कोन से बच्चे किेन-किन शारीरेक खरा बयों में 
किन बच्चों का दृष्ट कमज़ोर है | कौन कसम दा ऊँचा सुनते है | क्रिन 
का स्वास्थ्य ख़राव रहता है ओर क्यों? कौन से बच्चों को कम खाने 
क्रो मिलता ह जिसके कारण वह कमज्ञार और वुब॒ल-प्रतले रहत हैं 
ओर उनको उचित भोजन एकत्र करने के लिए क्या प्रबन्ध करना 
चाहिये। इन बातों के अतिरिक्त अध्यापक को स्कन्न की सफ़ाई और 
उसको हवा का भी विशेष रूप से ध्यान देना आवश्वक है | स्कूल को 

त उचित वायु-पानी के लिहाज़ स उचचत स्थान पर बनाना तो 
ल स्थापित करने वालों का काम है मगर जब एक इमारत में स्कृत 
स्थापित हो गया तो यह अध्यायक्र का काम है के बह उसकी सफाई छा 
ध्यान रखे | पानी की निकाली का उचित प्रवन्ध कर | नालियों, पशाद- 
खानों और पाखानों की सफ़ाई पर विशेष्र ध्यान दे और स्कूल को छूत 
की बीमारियों से वचाये रक्खे | इस तिलसेले में अध्यापक को क्‍या 
करना हैं? अब हम इसी वियय पर संक्षेप में खवेचन करेंगे । 

शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता--अध्यापक को शारीस्कि 


तक 


# शी हा 


वन्नञान स एरा-पुरा जानकार हुना आवश्यक हे | रारार क भाग, उनका 


१७२ शिक्षा-शास्त्र 


शरीर के आन्तरिक अंग और उनके काय, शारीरिक ढाँचा, पु 

नसों का काम, भोजन का पचना, रक्त और उसका दौरा | मस्तिष्क ओर 
उसके काय | तात्यय सब वाते अध्यापक को भल्ली प्रकार मालूम होनी 
चाहिये | अध्यापक को शरीर के भागों का चित्र श्यामपटठ पर बनाने 
का अभ्यास होना भी आवश्यक है ताकि वह स्वास्थ्य विज्ञान पर पाठ 
देते समय उनकों बिला भिकक बच्चों के सामने बना सके | शरीर 
विज्ञान के विषय में पूण ज्ञान किसी अच्छी पुस्तक से मालूम किया जा 
सकता है।* 

बच्चों का शारीरक विकास--अ्रध्यापक को यह मालूम होना 
चाहिये कि साधारणत: शारीरिक विकास का अ्रथ क्‍यां है, ताकि 
उसकी सहायता से वह ज्ञात कर सके कि उसके विद्यार्थी उस ओर 
प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं | सम्भव है कुछ दशाओं में अध्यापक बच्चों 
के शरीर की ख़राबी दूर करने की योग्यता न रखता हों। मगर कम 
से कम उसको यह तो मालूम हो ही जायगा कि कौन सा बच्चा किस 
कारण से उन्नति करने से विवश है। यह जानकारी बहुत लाभप्रद है 
क्योंकि इस जानकारी से परिचित हो जाने के बाद बच्चों पर अनुचित 
भार नहीं पड़ता और न उनको आवश्यक बातों और निराशा से भागना 
पड़ता है| एक कमज़ोर वच्च से उसके साहस से अधिक काम करने 
की आशा रखना और उस पर सख्ती करना अन्याय है। उसकी 
निश्चित शक्ति यह चाहती है कि उसके साथ विशेष प्रकार से व्यवद्यर 
किया जाय और उसको जहाँ तक सम्भव हो स्वतंत्रता दी जाय | 
शारारिक व्यायाम कराते समय इसको देखना चाहिये कि प्रत्येक 
लक चोट खाये हुए उससे लाभ उठाता है या नहीं | कुछ दशशाशओं 
में आराम करना व्यायाम करने से अधिक लाभप्रद प्रमाणित हुआ है 


4३2० 





*लेखक की पुस्तक स्वास्थ्य मन्दाकिनी साग १-४ सहायता के लिए 
अच्छी किताब प्रमाणित हो सकती है | 


अध्यापक आर स्वास्थ्य वज्ञान १9३ 


इसके अतिरिक्त अध्यापक को साधारण विकास की क्रमश: विशेषताओं 
से परिचित होना चाहिये और यह अनुमान करना चाहिये कि वह 
सकल का कितना काम भर्ली प्रकार से कर सकता है तःके उस 
हिलाव से उस पर बोक रखा जाय | बच्चों से जो काम लिया जाय बड़ 
उनकी आयु, उनके स्वास्थ्य ओर शारीरिक अ्रंगों के स्वास्थ्य के 
लिहाज़ से लिया जाय वना शिक्षा का उद्देश्य म्ुतप्राय हो जाबगा। 

पंच इलन्द्रयाँ--इन्द्रियों में आँख, कान, नाक जीभ और त्वचा 
सम्पिल्ित हैं। उनकी शिक्षा अव्यापयक के लिए बहुत ज़रूरी है: 
क्योंकि वच्चा बचपन से ही अपने ज्ञान को इन इन्द्रियों के द्वारादी 
प्राप्त करता है| इन अंगों में आँख बड़ी महत््वपूण है और शिक्षा 
समस्या में सबसे अधिक लाभप्रद प्रमाशित होती है । आँख के द्वारा 
सबसे अधिक काम होता हैं। सगर सबसे जल्दी उसी को हानि पहुँच 
जाने का सन्देह रहता है। प्रत्येक अध्यापक का कत्तत्य है कि वह 
आँख के सम्बन्ध में कुछ न कुछ ज्ञान से अवश्य परचित हो | उसको 
मालूम होना चाहिये कि आँख से क्या काम लिया जाता है, उसको 
कैसे प्रकाश की आव॑श्यकदा है ओर असाधारण परिश्रम से उसको 
किन-किन ख़तरों का सामना करना पढ़ता है। यह वाते देखने में 
बहुत धाधारण मालूम होती हैं लेकिन उनकी महत्ता से किसी को 


हर 


इन्कार नहीं हा सकता। उनके विपय ने विस्तानदव क्र वाते तो शारीरिक 
विज्ञान की पुस्तकों से मालूम की जा सकती हैं | 

बच्चों के कान की आर अधिक ध्यान देने को आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि उसकी विशेषता और वनावट बचपन में भी लगभग वैसी ही 
होती है जैसी कि जवानो में | हाथ अध्यापक के लिए विशेष दिलचस्पी 
और महत्ता रखते हैं क्योंकि वह स्पर्श शक्ति और गति शक्ति का निर्माता 
है। इसीलिए हमारी बुनियादी शिक्षा में हाथ से काम करने पर ज़ोर 
दिया गया है । 

अध्यापक का कत्तंव्य-प्रक्ती यह चाहती है के प्रारम्भिक 


/ण] 


१७४ शिक्षा-शास्त्र 


आयु में बच्चा शारीरिक विकास पाये। इसलिए हमें यह देखना 
चाहिये कि स्कूल का प्रवन्ध इस गआकृतिक कार्य-क्रम में तो रुकावट 
नहीं डालता | इसलिए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि बच्चा 
जिस समय स्कूल में प्रवेश करे उसके शरीर को नाप करे। अर्थात्‌ 
हम उसकी लम्बाई; उसकी छाती का घेरा और उसका वज़न नोट 
करे ओर साल में दो-तीन वार उसकों कर लिया करे ताकि तुलना 
हो सके | इसके द्वारा हम मालूम कर सकते हैं कि बच्चा इतनी 
उन्नति कर रहा है जितनी उसे प्राप्त करनी चाहिये या नहीं । यदि 
हमको कोई त्र॒टि मालूम हो तो आवश्यक है कि उसका कारण मालूम 
करने की कोशिश करे और पता लगाये कि स्कूल का जलवायु उसका 
उत्तरदायी है अथवा घर का वातावरण | सफल अध्यापक का कऋत्तंव्य 
है कि वह उनको दूर करने का प्रयत्न करे क्‍योंकि इस समय यदि 
उसके शरीर की देख भाल न हो सकी तो भविष्य में वह फिर कभी 
न हो सकेगी । शिक्षा की न्‍्यूनता तो जीवन में कभी न कभी किझी 
हृद तक दूर की जा सकती है मगर शारीरिक निबलता और दुबंलता 
का कोई इलाज नहीं | 

शारीरिक स्वच्छुता--अध्यापक को चाहिये कि बच्चों को 
शारीरिक स्वच्छुता की ओर ध्यान दिलाये और उसको महत्ता उन पर 
व्यक्त कर दे | बच्चे यदि सफ़ाई का स्वभाव वचपन में डालेंगे तो 
सदैव स्वच्छुताप्रिय रहेंगे ओर इस तरह इन बीमारियों से बचे रहेंगे 
जो अस्वच्छुता से उत्पन्न होती हैं। इस सिलसिले में यह बात याद 
रखनी चाहिये कि बच्चों पर अपरीक्षरूप से अपने अध्यापक का 
प्रभाव बहुत पड़ता है ओर वह उनकी आदते शीघ्र ही अपना लेते 
हैं | इसलिए यदि अध्यापक स्वच्छुताप्रिय होंगे तो उनके विद्यार्थी भी 
स्वच्छुताग्रिय होंगे। इसी प्रकार यदि अध्यापक की आदते अच्छी हैं, 
वह तम्बाकू ओर सिगरेट से बचता है तो उसके विद्यार्थी भी वैसी ही 
आदते अपना लेगे। 


अध्यापक और व्वास्थ्य विज्ञान १३३ 


बच्चों को मुह हाथ धोने' और नहाने के लान बनाने से पहल 
खाल आर पसीना पर एक सं ल्षिप्त मगर सारगभित पाठ देने से लाभ 
हो सकता ह। वच्च यह समझ ले पीना किस तरह छ्द्रां में 


कक 


से निकलता है ओर किस तरह खाल पर मेल की परत जम जाती हैं 
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती है। इसी सिलसिले में वह नहाने 
के नियमों से परिचित हो सकते हैं आर बद भी जान सकते हैं कि क्रिस 
ऋतु में कहाँ ओर केसे पानी से नहाना चाहिये | 

आजकल प्राय: स्कूलों के विद्यार्थी कब्ज़ की शिकरायर्ों में 
फंसे हुए दिखाई देते हैं। उनकों पाखाना साफ़ नहीं होता या दो वार 
की अपेक्षा एक बार होता है या कम होता है। इससे तवयत सुस्त 
रहती है। सिर में दर्द हो हाता है और काम करने को जा नहीं 
चाहता | कब्ज़ दसरी वीमारियाँ नी पैदा करता है। इसलिए उनको 
दर करने का प्रयत्न चाहिये। प्राय: व्यायाम की कर्मी, पर्याप्त 
ओर उचित भोजन न मिलने या बीढ़ी पोने ओर रामय पर 
पाखाना न जाने से यह रोग उत्पन्न हों जाता है। इसलिये बच्चों को 
यह बताने की अत्यन्त आवश्यकता है के प्रातःकाल उठते ही इस 
क्रिया से निव्तत हो जाना चाहिये ओर उसकी आदत डालनी चाहिये । 
प्रायः दो वार पाखाना जाना अच्छा होता है | 

कब्ज़ दर करने के लिए व्यायाम करना आ्रावश्यक है| वशेप्रकर 
ऐसा व्यायाम करना चाहिये के जिमसे पट के अंगों पर जार पढद्। 
ऐसे व्यायाम को अंग्रेजी में (७ +त0)7%: 45०7"९१७९४ ) 

हते हैं | भोजन में दघ, फल, हरी तरकारियाँ जैसे पालक, सलाद 

वनन्‍्दगोभी, मूली इत्यादि की अधिकता रहनी चाहिये | आलू, अरबी 
चुकन्दर इत्यादि कब्ज़ बढ़ाने वाली तरकारियाँ होती हैं। फ्नों में 
अंजीर, मुनक्का, सेव, खजूर कव्ज़ के लिए लाभप्रद होत है। सुब 
पाखाने जाने से पह ले एक गिलास ठंडा पानी पीना भी लाभप्रद है 

शारीरिक स्च्छुता के मिलसिले में मंह और दाँतों की सफ़ाई पर 


है 


/णा| ४ | 


श््द शिक्षा-शात्त्र 


ष्कँ 
भा क््त 


भी जोर देना चाहिये | मुँह साफ “रखना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। सह साफ़ न रहने से उसमें से बदवू आपने लगती है 
और पायरिया की बीमारी पैदा हो जाती है जो एक अत्यन्त भयानक 
रोग है। है ; 
ग्रध्यापक को चाहिये कि वह बच्चों में दातून करने की आदत 
डाले, उनको नाखून, बाल, कान, नाक और आँख की सफाई की 
तरफ़ आकर्षित करे | विशेषकर आँख की सफ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान 
देना अनिवाय है। 

जैसा कि पहिले वणन किया जा छुका है, आँख मनुष्य के शरीर 
का अत्यन्त नाज़ुक ओर आवश्यक अंग है। हमारे स्कलों के बच्चों 
की एक बहुत बड़ी संख्या आँख के रोगियों की दिखाई देती है। कुछ 
बच्चे पिछली पंक्ति से श्यामपट नहीं देख सकते । कुछ अगली पंष्त से 
श्यामपट भली प्रकार नहों देख सकते | कुछ बच्चों की आँखे लाल-लाल 
रहती है, कुछु की आँखों से पानी निकलता रहता है। कुछ बच्चों की 
आँखों में खुजली रहती है ओर कुछ के पयोटे सूजे रहते हैं। अध्यापक 
को चाहिये कि स्कूल के डाक्टर की सहायता से बच्चों की आँखों का 
निरीक्षण कभी-कभी करता रहे ओर यह मालूम करता रहे कि जिन 
बच्चों की आँखें ख़राब हैं वह क्‍यों ख़राब हैं और उनको अच्छा करने 
का क्‍या उपाय किया जा सकता है| 

आँखों की बीमारियाँ प्रायः धुल आदि के पड़ जाने और दूसरे 
रोगियों के रोग के कीयाणु आँखों में पहुँचने के कारण पैदा होती 
हैँ। इस प्रकार रोहे, डबडबी आँखें पल्षकों या पयोटों की सूजन इत्यादि 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कम प्रकाश या अँबेरे में पढ़ने लिखने से 
या सीने-पिराने से आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत से विद्यार्थियों 
को दूर का चीज़ की रोशनी देखने के लिए. चश्मा लगाना पड़ता है। 
इसका कारण यह है कि बहुत कम प्रकाश में पढ़ने या बहुत बारीक 
अक्षर की पुस्तक पढ़ने से दृष्टि कमजोर हो जाती है। 


अध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान ३७७ 


पढ़ने के लिए न तो प्रकाश बहुत तेज़ हो और न बहुत हल्का | 
जाय वह प्रकाश अच्छा समक्ता जाता है जेमसमें पुस्तक को ११ इंच 
की दूरी पर रखने से उसको पढ़ने में तनिक भी ज़ोर न पढ़े। अध्या- 
पक को चाहिए कि बच्चों को यह बताये के बइ किस तरह बैठ ओर 
प्रकाश किस श्र रक्खें के आँख पर ज़ोर न पढे । पढ़ते समय सीधे 
पीछे की ओर तन कर बैठना चाहिये जिसमें सिर ऊपर की ओर 
रहे | श्रागे की ओर कुक कर वैठना ठीक नहीं है। लैम्य को बाये 
हाथ की ओर इस प्रकार रखना चाहिये के प्रक्राश पुस्तक या कारपी 
पर तो पड़े मगर आँख पर न पढ़े। आँखों और कितातों के बीच 
१ इंच की दूरी होनी चाहिये | 

अगर किसी बच्चे को डाक्टर निरीक्षण करने के बाद चश्मा 
खरीदने का आदेश दे तो उसे चश्मा तुरन्त खरीद लेना चाहिये | चश्मा 
लगाने से आँखों की दृष्टि अच्छी होने लगती है मगर चश्मा न लगाने 
से दृष्टि कम होती जाती है । 

आँखों को घूल आदि से बहुत हानि पहुँचती है। इसलिए बच्चों 
को यह सिखाने की आवश्यकता है कि आँखे किस तरह साफ रक्‍्खी 
जायें, कैसे घूल और धूप से बचाई जाये | प्रतिदिन प्रातःछाल आँखों 
फ्रों ठंडे पानी से घोना पर्याप्त है। यदि आँखे मैली हों, उनमें लाली 
हो था कीचड़ आता हो तो अक गुलाब या पानी में फिटकरी घोल 
कर उससे धोना चाहिये। आधी छुटाँक पानी में ५ रत्ती फ्रिटकरोी 
काफी है| त्रिफला ( हर, बहेड़ा, आँवला ) का पानी भी बहुत लास- 
प्रद होता है। आ्राँखों में कोई रोग हो तो अच्छा यह है कि आँखों 
के किसी योग्य डाक्टर से सम्मति ले ली जाय ।! 


कक 


व्यायाम--बच्चों की शारीरिक उन्नति के लिए शीघ्र पचने वाला 
भोजन, ताज़ी हवा, उचित गर्मी और साफ़ पानी बहुत आवश्यक 
चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। व्यायाम 


१७८: शिकत्षा-शात््र 


| 


करने से शरीर के रुव पुट्टों का काय होता रहता है | वह सिकुड़ते और 
फैलते हैं जिसकी वजह से ख़्न का चक्कर ख़्ब शेता रहता है और 
वह मज़बूत हो जाते हैं| यही नहीं, बल्कि व्यायाम करने से शरीर के 
सब अंग अपना-अपना काम जब्दी-जब्दी करने से शक्तिशाली हो 
जाते हैं। 

इसी सिलसिले में श्रध्यापक को चाहिये कि वह प्रत्येक बच्चे को 
उसके साहस ओर शक्ति के लिहाज़ से व्यायाम कराये। यदि बच्चा 
अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम करेगा तो वह उसके लिए हानिकर 
होगी | सब बच्चों के लिए व्यायाम का एक ही पैमाना निर्धारित कर . 
देना एक बहुत बड़ी ग़लती है जिससे अध्यापक को वचना चाहिये। 

स्कूल की सफ़ाई--स्कूल की सफाई के लिए प्रायः स्कूल में एक 
फ्राश होता है ओर एक मेहतर । फर्राश प्रतिदिन स्कूल प्रारम्भ होने 
से पहिले कमरे खोलता है | डेस्क्रों ओर वँचों को साफ करता है ओर 
फर्श की सफाई करा देता है| मेहतर सकल के आँगन को, पाखानों, 
पेशाबखानों और नालियों को साफ करता है और फिनायल से धो 
देता है। मगर इतने प्रबन्ध पर भी यह हो सकता है कि सकल में 
सफाई अधूरी हो | स्कूल के विद्यार्थी स्कूल की सफाई पर ध्यान नहीं 
देंगे तो हर तरफ गन्दगी दिखाई दे सकती है। प्रायः बच्चों को थूकने 
की आदत होती है कि जहाँ जी चाहा थूक दिया | यह बड़ा गन्दा 
स्वभाव है। अध्यापक को चाहिये कि वह इसकी रोक थाम करे। 
इसी प्रकार वेकार कागज़ों को और कलम या पेंसिल बनाकर उसकी 
छीलन को इधर-उधर डाल देना बुरी आदत है। सकल में स्थान-स्थान 
पर कड़े के बतन रखना चाहिये, और बच्चों को आदत डालनी 
चाहिये कि वह जब कोई चीज़ फेक तो उसी बतन में फेक | 

प्राय: बच्चे कक्षा के फश को रोशनाई के छीटों से खराब कर देते 
हैं या दीवारों पर पसिल से लिखते हैं। कुछ बच्च किसी नोकदार चीज़ 
से दीवार को, फर्श को, श्यामपट को, बंच को या डेस्क को खुरच 


ग्रध्यापक ओर स्वाथ्य विज्ञन्‌ १७८ 


(मर 


हि. भें ४ गल तह रे लनकेक न कं थ आल ककलक अल रे 
डालते हैं; यह मी बुरी आदत है | इन सब की रोक थार अध्यापक के 
लिए आवश्यक हूं | 


के 3 है» 'अन्‍्लकक 'न०अकाक स्ट के आह ध्प ः दे प 
पार स्््त सभ॑हदेद्स 4028 श्र अष्दापक कुंड ऐसे ज़इक 'नयुक्त 


कर देने हैं जो स्वास्थ्य के सिद्धान्तों पर सख्ती के साथ चज्नते हैं | उनको 
अगद्ज्ा सपग्रायः 73.34 8 


एकशस्‍स्लाड कहते हैं। यह विद्यार्थी 
अपनी-अपनी कक्षाओं के साथियों को स्कूल व उसके कमरे साफ रखने 
का निर्देश करते रहते हैं; और गन्दगी फैलाने से रोकते हैं। कद 
स्कूलों में स्वास्थ्य सताह मं: मनाया जाता है जिनमें स्कूल के सब वेद्यार्थी 
स्कूल की सफाई में लगते हैं | फकश और फर्नीचर धोत हैं | क्रिवाों अर 
शौशों को साफ़ करते हैं। दाबारों और छ॒तों पर से मकर के जाले 
हटाते हैँ। विद्यार्थी और अध्यापक सभा में स्वास्थ्य वजान पर 
भाषण देते हैं ओर निबन्‍्ध पढ़ते हैं | प्राय: स्वास्थ्य को प्रदशनों भी 
लगाते हैं। तात्यय यह कि पूरे समाह तक स्वास्थ्य के विप्रय पर चर्चा 
रहती है जिससे बच्चों में अपनी शारीरेक स्वच्छुता के अर तरिक्त स्कूल 
की सफाई के विषय में भी पूरी पूर्री जानकारों दो जाती है और 
उनको प्रयोगिक रूप में सफाई के काम करने के अवसर मिल 
जाते हैं! 
प्रर॒म्निक चिकित्सा और सेवा--शुरू को प्रारम्भिक चिक्रत्सा 
ओर रोगी की नेवा के विषय में भी पूण ज्ञान होना आब- 
श्यक है |प्राय: ऐसा होता है कि बच्चों को खेल कूद में चोट लग जाती 
| कोई हड्डी ट८ जाती है या कहीं से खून निकलने लगता है ! कभी- 
कभी कोई बेहोश हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब बहुत 
चलती हैं तो किसी को लू लग जाती है, या आग में कोई जल ज्ञाता 
है | ऐसे अवसरों पर हमें इस बात की आवश्यकता! होती है कि हम 
गीकोकोई नकोई सहायता पहुँचाये। यदि किसी मनुष्य के शरीर से 
ख़न निकल रहा है तो हमें ऐसा उपाय' करना चाहिये कि ख़न तुरन्‍् 
बन्द हो जाब | यदि किसी के हाथ की या पैर की इड्डी दट जाय त 


१८० शिक्षा-शास्त्र 


डाक्टर के आने तक हमें ऐसे उपाय प्रयीग में लाने चाहिये कि रोगी 
को कष्ट से बचाये | इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य बेहांश हो जाता है 
तो उस अवस्था में हमारा कतव्य है कि हम उस मनुष्य को हंश में 
लाने का प्रयक्ष करे और यदि वह होश में नहीं आता है तो ऐसे 
उपाव करें कि डाक्टर साहब के आने तक रोगी को अधिक कष्ट 
नहों। 

डाक्टर साहब के आने से पे ले या डाक्टरी सहायता से पहिले 
किसी रोगी की जो कुछ भी सहायता हम कर सकते हैं उसको 'प्रार- 
म्मिक चिकित्सा”? (#५७४$ &70) कहते हैं | गुरु को प्रारम्मिक चिकित्सा 
के विपय में इतना अभ्यास होना चाहिये कि इधर कोई बात हुई और 
उधर उसने प्रारम्मिक सहायता पहुँचाई | कभी कभी ऐसा होता है कि 
रोगी को तुरन्त सहायता न पहुँची तो वह डाक्टर के आने से पहिले 
मर जाता है | इससे तुम अनु यान लगा सकते हो कि प्रारम्भिक सहायता 
कितनी आवश्यक है | प्रारम्मिक चिकित्सा में प्राय: पदट्टियाँ बाँघने की 
आवश्यकता पड़ जाती है । इसलिए पद्टियों क विषय में बाते' जानना 
आवश्यक है | 

पश्टियाँ--पद्टी बांधने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि-- 


१-यदि घाव पर कोई दवा लगी है या गद्दी और रुई रक्‍्खी 
है तो वह अपने स्थान से हटने न पाये ओर स्थिर रहे | 

२--जिस स्थान पर पट्टी बंबी है वहाँ ठेस न लगने पाये ओर रोगी 
को कष्ट न होने पाये | 

३-घाव के अन्दर वाहर धु्न न पढ़े, कीठाशु न घुसे । 

४--रोगी के दद में कमी हो | 
दो प्रकार की पट्टियाँ--पद्टियाँ दो प्रकार की होती हैं-- 


१--लम्बी पट्टी (७०।।७४ 89709206) जो जझुम के चारों 
ओर लपेट कर बाँधी जाती है । 


अध्यापक ओर स्वास्थ्य विज्ञान श्पर 


२--तिकोनी पढद्दधी ( ॥7&87 2णोौ७०७ छ900886 ) जिसे मोड़ 
कर शरीर के विभिन्न भागों पर बाँधते हैं । 

लम्बी पट्टी--लग्वी पद्ी के बावने के सम्बन्ध में तुमको कई बातों 
का ध्यान रखना चाहिये | 

१--पद्टी बाँवने से पहिले जझ़मी भाग को ठीक ढंग से रख लो ) 
जैसे यदि हाथ की पद्ी वाधना है तो वाजू को इस तरह मोड लो कि 
कोहिनी पर समक्ोण वन जाये। हथेली छाती की ओर रहे और अंगूदा 
ऊपर की ओर | 

२--पद्टी वॉँधना आरन्भ करो तो रोगी के सामने से पद्मी वाँधना 
आरम्म करों | 

३--पहद्टी जख्नी भाग से चिय्क्री रहनी चाहिये। ने तो इतनों कल 
कर बाँचों कि खून का चलना बन्द हो जाब ओर न इतना दीली हों 
कि शीघ्र ही खुल जाय | 

४--गाँठ या तो ऊपर की ओर रहे था बाहर की ओर, नहीं तो 
शरीर में चुमेगी | 

प--यदि तुमको हाथ या पर में पट्टयाँ बाँवनी हैं तो कलाई और 
टखने से प्रारम्भ करके ऊपर कीं ओर लपेदं | पहली लपेट के ऊपर 
दूसरी लपेद इस प्रकार लपेटों कि पहिलीं लपेद दूसरी ने लगभग दो 


प्‌ 


६--अंग के जाड़ों पर अंग्रेज़ी के £ के अंक की तरह प्मी 


७--प्रत्येकत लपेट को वरावर कतना चाहिये | 
-पद्टी की आखिरो लपेद के सिरे को पिन लगाकर पच्ु 

लपेट से बाँध दो | 
तिकोनी पट्टी - प्रारम्मिक चिकत्मा के लिए नव से अच्छी पहटं 
तिकोनी पद्मी होती है | लगभग प्रत्येक अवनलरणं पर काम आ रुूकती 
है| किसी साफ़ कपड़े का श्य वर्ग इंच टुकठ़े कर उनको बीच र 


हक 
एन कं 
ध्ध 


कप 


श्यर शिक्षा-शात्त्र 


आड़ा काट लो। ठुम्हारे पास दो्‌ 
तिकोनी पट्टियाँ हो जायँगी। त्रिश्नुजाकार 
पट्टी के दो बराबर वाले किनारे लम्बाई 
में ३ ८, रे८ इंच होंगे। यह पद्ी जवान 
आदमी के शरीर के प्रत्येक भाग पर 
ठोक से बाँधी जा सकती है | तिकोनी 
पट्टी की कई विशेषतायें होती हैं। 
इसको आवश्यकता के अनुसार चौड़ी 
या पतली बना सकते हैं इसके अति- 
ह हिओ। असम रिक्त इसको बीच में लपेयने से यह 
इ हज रब मोटी और गहँदार वन सकती है| 
८< 7 उसको लपेटने से उसके किनारे पर 
अधिक तहे नहीं होतीं इस लिये गाँठ लगाने में बड़ी सरलता 
होती है । | 

गांठ लगाना--गाँठ दो प्रहार की होती हैं। एक रीफनाट 
ओर दूसरी भ्रेनीनाट | 
पद्मी बाँधने में रीफनाट 
को काम में लाना 
चाहिये क्योंकि ग्रनी- 
नाठ शरौर में चुभने स्का 
लगती है। पट्टी को इस रीति से रखना चाहिये कि जहाँ गाँठ लगाई 
जाये वह स्थान चोट या जखुम से दूर हो । 

भोली या स्लिंग--जब कभी हाथ या बाँह में चोट लगती है तो 
उसके लटठके रहने से कन्घे पर बोक पड़ता है। जिस भाग में चोट 
खगती है उसको आराम नहीं मिलता -! इसलिए जिस हाथ में चोट 
लगी है उसको एक भोली के आकार की पद्धी में लटका दिया जाता 








गव्यायक आर स्वास्थ्य वज्ञान श) 


हू [हस पद का आया या आनंग कहते है। यह दः प्रकार का होती 
न्ध ।हह > कह किक भा के लक पू.. किननन सीधे >> 
हैं| एक वढ़ो करता कार छाटी | बडी काल हाथ को सीधचे रखने 


र्र 

् 
शिलक हा ० कि फेक आर न नि हा भ्फ हे किक कक थृ कप 
का लए काम मे लाइ जाती हू और छॉटी काली कंबल हाथ £ 


अगले माय को साथने के लिए कान में लाई जानो है। 





बडी माज्ो--इसके बाबने का नयम बह है कि तकोनी पद्ट 
को पूरा खोल लो | एक मिरा उन के पर रक्खों जिसकी ओर कः 


हक 


द्ाथ जख्मी नहीं है। अब उसको गदन के पीछे से इस तरह ले 
जाओं कि टूटे हुए हाथ के कन्ब पर आबे। दूसरा सिरा छाती पर 
ज्यका रहने दो | अत जख्मी हाथ को उठाकर पढ़ें के ऊपर से रंगा 
के पेठ पर इस प्रद्नार लगाओ कि पूरा बाज पेद पर रहे ओर अंगूठा 
ठुड्डी की ओर । इसके बाद पद्टां का लखका हुआ सरा हाथ पर ले 
आओ ओर ज़ख्मी हाथ के कन्बे पर ले जाअ; झिर हाथ को भोर्ली 
में लग्का कर गाँठ लगा दो। अब उद्वी को नोककों कोइनी पर 
इ्कर ऊपर से काौँठा वा आलपीन लगा दा । 

छोटी कोलो--इस कोली में पद्टी दोहरी होती है। इसकों भरी 

बड़ी कोली की तरह बाधते हे | यह हाथ के अगले मष्य को साधा 


श्प्प्ड शिक्षा-शास्त्र 


है। इनमें पद्ठी की नोक को मोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि 
यह पहिले ही से पट्टी में मुड़ जाती है । 


कट 


इन बातों के अतिरिक्त अध्यापक को पद्टियाँ बॉवने की रीतियाँ 
मालूम होनी चाहिये जो किसी अच्छी प्रारम्भिक चिकित्सा की पुस्तक 
से मालूम हो सकती हैं | 

रोगी की सवा-- एक और विषय जो अध्यापक के लिए सीखना 
अत्यन्त आवश्यक है रोगी की सेवा है। रोगी को इस बाते की आवश्य- 
कता होती है कि कोई उसकी देख भाल करे। कोई उसे समय पर 
दवा पिल्लाये, उचित स्थान पर लिठाये। डाक्टर की आज्ञानुलार 
भोजन दे ओर दूसरी सेवाये भी करे। रोगी की इस देख भाल को 
हम “रोगी की सेवा” कहते हैं| जिस प्रकार हम किसी रोगी को तुरन्त 
प्रारम्भिक चिकित्सा या फरट एड न पहुँचायें तो इस वात का डर रहता 
है कि कहीं रोगी का कष्ट और न बढ़ जाय, ख़ून अधिक न निकल 
जाय या टुटी हुई हड्डी पर अधिक सूजन न हो जाय न वेहोशी में रोगी 
का अन्त ही हो जाये; उसी प्रकार हमें इस बात की आवश्यकता 
हे कि यदि हमारे घर में कोई रोगी है जिसे बुखार है, था चेचक 
निकली हैं, यामोतीकाला हैं या और कोई रोग है तो हम उसकी 
उचित सेवा करे ताकि उसका रोग बढ़ने न पाये। 

रोगी का कमरा--रोगी के लिए सब से पहिले उचित कमरे की 
आवश्यकता पड़ती है जहाँ कि उसे लिटाया जाय | रोगी का कमरा 
काफी बड़ा होना चाहिये ताकि उसे स्वच्छु वायु भली प्रकार मित्र 
सके | यह कमरा रुड़क से दूर हो | यदि सड़क के पास होगा तो आने 
जाने वाली गाड़ियों ओर लोगों के शोर गुल से, उनके चलने से जो धूल 
उड़ती है उससे, रोगी को बहुत कष्ट होगा। सड़क की नालियों के 
कौटाणु भी कमरे के अन्दर आ जायेंगे ओर कमरे की हवा को गन्‍्दा 
कर दगे। 


अध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान श्पश 


कं ५० 4.० । शि 
पे अन्त «रू | रे 


+ 
अमन ब्फराणाह + 9. लॉ 


>कजक-- कमा हक- 





रोगी के कमरे में नमी बलकुज्ञ न होनी चाहिये। सौचन से 
कीटाशुओं की उत्पत्ति अधेक होती है। यदि कमरा दखा होगा तो 
उसकी वायु स्वास्थ्य के लिए बढ़त अच्छी होगी । इन बातों के अतिरिक्त 
रोगी का कमरा ऐसा होना चाहेये क्वि उसमें सूथ का प्रकाश खूब 
आये | उन साफ भी हो 
गर्मी की अधकता न हो | 


| 
न्भ्स्न्मँ 
-3] 
“4 
श्णि 
हि 
हक हू 
ण्ध 
जय 
६४ 
हट 
न्द 
स्ल््ज 
542 
2] 
। 
/ज 
रू ख्न्कर 
नर 
| 
किई। 
पे ही 


से ५ टू ७ अन्य पूःः छः तक अत है 88 हे ०० बह शक का ध्क] कल दा 
रादा बा चारपाईइ--रगाका चारपाई दा दाना चाहये क बह 

(६ लक मल ५ अशच्छ किन पे बम पक तय कब कल्काक ० कम 2 यु ०० 
ढीली, गन्दी, खबमल ३ ली न हो और सरलता दक धघोइ जा रह । 
प्स्ता :प लें फ्ा छा फिलाका लाए जाए पडा फऊापावएा सजी का पिया: 

अस्यतादा न जल्ाह का स्पवच्ञन दार तार, बाला चाराइए हाता है सक 
३३ ग दमा, भर डी कप कर का कक जन डर 4भ किले मय ब् कथ्क 52 जा 
पायों में पहेये भी तगे होत है ! इस चारपाई को उपर चाहें सन्लता 

शक कि का 


न का पा जे 7] जज न स्पा >> ही] त्् 

सेल जा नकते हु आर राणा का अष्यट नहा हदता | 
स् ३० लन्‍कमकलक, मे हि | हि का न ड्हाक >> किक अमृत मि अ्ररकरओ कृतमतत.... कान > 
रांगा का विस्तर--रांगा के दमस्तर के बरब मठुम पढ़ चुच 
/+ ५ क् के मा २ ०... (कल नल लत... अं अर गुद शु द्र्ग . हा 
हो कि कैसा होना चाहिये | रोगी का विस्तर कंतन्न, गुदशुद्ा आओ: 
हे नमक + पे तू जाल का 
मोंदा होना चाहिये | ऊपर साफ चादर रहती है। हर के नाच का 


शिक्षा-शात्त्र 


लि । 


अत 
द््प 


बिक, 


तकिया ऐसा होना चाहिये जो बहुत बोदा न हो। ओढ़ने के लिए 
उच्चित चादर या कम्बल होना चाहिये। विस्तर की चादर ओर 
तकिया का गिलाफ़ मैला होने पर तुरन्त बदल देना चाहिये नहीं तो 
उसमें से दगन्ध आने लगती है । 

रोगी के कमरे का दसरा सामान--रोगी के कमरे में निम्न- 
लिखित सामान की आवश्यकता है| 

/?) दो मेजें--एक रोगी के पास रक्खी हो ताकि रोगी का तौलिया 
उस पर रक्खा रहे या रोगी अपने खाने पीने की चीज को उस पर 
रख कर खाये और पिये | दूसरी मेज एक ओर जरा दूर रक्खी हो, उस 
पर रोगी की दवाइयों की शीशियाँ इत्यादि रक्‍्खी हों । थर्मामीयर भी 
उसी मेज पर रक्खा जा सकंता है | 

(२) दो एक कुर्सियाँ--ये कुर्सियाँ सेवा करने वाले के लिए या 
रोगी के देखने वालों के लिए हैं। जहाँ तक हो सके रोगी के पास 
अधिक मनुष्य इकन्न न हों। लोग रोगी के पलंग पर भी न बैठ, नहीं 
तो रोगी को कष्ट होगा और स्वयं उनके भी रोग पकड़ने का डर 
होगा | 

(३) आराम कुर्सी--रोगी जब अच्छा होने लगता है तो वह 
आराम कुर्सी पर बैठना पसन्द करता है; इसलिए कमरे में आराम कुर्सी 
हो तो अच्छा है | 

(७) साधारण अलप्ारी या जालोदार अलमारी-दवा कौ 
शीशियाँ इत्यादि रखने के लिए या खाने पीने की वस्तुर्य रखने के 
ऐसी अलमारी का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

(४) मच्छुरदानी --मच्छुर ओर मक्खियों से रोगी को बचाने 
के लिए और उत्तको अच्छी नींद सुल्लाने के लिए रोगी के कमरे में 
मच्छुरदानी या ससहरी होनी चाहिये 


(६) इनके अतिरिक्त उगलदान, अनीमा ( पाखाना कराने का ), 


अध्यापक ओर स्थस्थ्य विज्ञान १८७ 


बफ का थज्ञा, पाखाने-पेशाव के वतन, रंगी के सेंक के ल्लण रबह़ 
का थला, तौलिया, दराजें के परदे वा चर इच्यादि भी रंगी के 
कपरे के लिए आवश्यक हैं | 

रागो के चिस्तर की देख भात्त-आप जानते हैं कि «गा का 
विर्तर केसा होना चाहेये और क्यों ? रोगी के बिस्तर के ऊपर की 
चादर ऐसी हो कि नीच बहुत न लटकी रहे ओर उस पर कोई शकन 
या सिकुड़न न हो; नहीं तो रोगी के बदन पर चुभेगी । रोगी की रजाई 
या कम्बल के चारो और एक यूपी गिलाऊ हो तो अच्छा है ताके जब 
मेला हो जाये तो तुरन्त घुला दिया जाय । 

इस बात का ध्यान रहे के रोगी को सारी और गरम कपड़ों की 
अपेक्षा हल्के ओर गरम कपड़ों मं अधिक आराम मित्तता है | रोगी के 
कपड़ों को यदि हो सके तो थोड़ी देर में सुखा देना चाहिये | 

रोगी के बिस्तर ओर चादर को बदत्ना--बदे रोगी उठ 

कता है ता उसके बस्तर का या चादर को बदलना सरल है। 

प.न्तु जब रोगी के शरीर स॑ र््रय॑ उठने की शक्ति न हो तो निम्न लिखित 
उपाय काम में लाना चाहिये । 

रोगी को धीरे से बिस्तर के एक ओर कर दो । अब बिस्तर की जो 
जगह खाली रह गई ह उस तरफ चादर की लम्बाई को लगभग ११ 


कक, ३ की 


उठ खेंप्रद दा। एमा से बस्तर का म॑ उतना हाँ जगह 
खाली हो जाबगी | अब घुली हुई चादर जिनको मैरी चादर कीं जगद 


विक्ला्नी है और जो पहिले से गम्बाई में लूपटी रकक्‍नोीं है, बिस्तर में 
न प्रकार रक्खों कि लपेट बीच में रोगी की तरफ रहे । 5८ चपृठ को 
विस्तर को खाली जगह पर खोच दो ओर रोगी को उस खुली हुई 
चादर पर हाथों के सहारे लिठा दो | भरती चादर को हटा दो और नई 
चादर की लपेट पूरे विस्तर पर फेता दो | 


अमर 


> #&॥| 


रांगा का साजुन-रागाो का खाना चबाने पे यहां चतुरता का 


श्प्य शिक्षा-शार्त्र 


आवश्यकता है। रोगी का स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है | 
वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। प्रायः उठा तक नहीं जाता। 
साधारण स्वस्थ मनुष्य का भोजन उसको अहितकर होता है। उसे 
डाक्टर की बताई हुई चाज़े देनी पढ़ती है । इसके आंतारक्त समय का 
वड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इन्हीं कारणों से इस बात की आवश्यकता 
है कि रोगी को खाना खिलाने में बड़ी चतुरता बरतनी चाहिये । 


रोगी के सामने वही खाद्य पदाथ लाना चाहिये जी डाक्टर या 
हकीम ने बताया हो ओर जो भल्ली प्रकार पका हो। गनन्‍दे बतनों 
में खाना कदापि न बनाया गया हो और न ऐसे बतनों में खाना 
डाल कर रोगी के सामने लाओो । जो कुछ भी रोगी को खिलाश 
वह ताज़ी पकी हुई चीज़ हो | वासी चीज़ रोगी के सामने कदापि 
मत लाओं | हु 

रोगी छे सामने जो चीज़ ले जाई जाँय उनको सुन्दरता से थाली 
में सजा कर ले जाया जाय | हर एक चीज़ अलग अलग प्यालियों या 
तश्तरियों में रक्खों । फिर उनको सफाई से एक साफ छुले हुए कपड़े 
से ढक दो । रोगी के सामने थाली से निकालकर एक एक चीज़ रक्‍खों। 
बहुत सी चीज़ों को एक दम से सामने रखने से रोगी घवड़ा जायेगा । 
खा छुकने के .बाद प्याले ओर तश्तरियों को सामने से उठाते 
जाना चाहिए | | 

रोगी का भोजन, दूध आ।दे डाक्टर को आज्ञानुसार ठंडा या गरम 
होना चाहिये | 

रोगी को सोते से जगाकर खाना मत खिलाओ | हाँ, यदि ड 
ने विशेष रूप से ऐसा करने का आदेश दिया है तो कोई हज नहीं है | 
रोगी को दिन में या रात में जत्र आवश्यकता हो खाना दिया जा 
सकता है | 

रोगी खाना खा चुके तो उसका हाथ ओर मुँह अवश्य घुलवा दो | 


अव्यायक और र्वास्थ्व विज्ञान र्दह 


खाने से पहिले भी ऐसा करना आवश्यक है । यदि रोगी में स्वयं हाथ 
मह धोने की शक्ति न हो तो कपड़ा सिगो कर निचोड़ दो और उससे 
दावार मह पाछु दा | 


रोगी को नइत्ताना अथवा स्पंज करना--कम्ी-की डाक्टर 
रोगी को नहाने या टब में बियाने की आज्ञा देते हैं। नहाने के लिये 
(१) खूब गरम पानी से जिसका तापक्रम ६८ डिग्री से लेकर १०५ डिग्री 
तक हो या (२) सुनगुना पानी जिसका तापक्रम ६२ से लेकर ६८ 
तक हो या (३) साधारण गरम पानी जिसका तापक्रम ८९ से लेकर 
६२ तक हो या (४ ) ठंडे पानी से जिसका तापक्रम ४६ से लेकर 
६४ तक हो | खूब गरम पानी में १० से लेकर १९ मिनट तक नहलाया 
जा सकता है। गुनगुने और साधारण गरम पानी में १९ से लेकर २१ 
मिनट तक और ठंडे पानी में € मिनट से लेकर ६ मिनट तक नहाने 
के वाद ही तुरन्त साफ तौलिये से शरीर पोंछ डालना चाहिये और 
घुले हुये कपड़े पहिना देना चाहिये | तौलिया और कपड़े पहिले ही से 
'तैयार रखने चाहिये | नहाने के पानी के तापक्रम के वियय में डा० से 
अनुमति ले लेनी चाहिए | 


स्पंज करने का अ्रथ यह है कि पानी में स्पंज या तौलिया भिगो 
कर निचोड़ डालों और उससे रोगी के शरीर को साफ करदो | वराबर 
तोलिया को पानी में भिगो कर निचोड़ो और उसे शरीर पर फेसे । जो 
पानी तुम व्यवहार करोगे उसका तापक्रम उतना ही हो जितना नहाने के 
पानी का बताया गया है | नहलाने था टब में बिठाने या स्पंज करने में 
इस बात का ध्यान रहे कि रोगी के शरीर को हवा के मोंके कदापि न 
लगने पाये । 


रोगी की दशा को लिखित करना-प्राय: डाक्टर चाहते हैं 
कि उनको दिन की विभिन्न दशायें, जैसे रोगी के १, बुखार, २. 
'माड़ी, ३. साँप, ४. पाखाना और <&. पेशाब के विषय में ठीक- 


9६० शिक्षा-शार्र 
से 


>ीक ज्ञान प्राम हो जाय । इसलिए हमकी चाहिये कि तीन-तीन चार- 
चार घण्टों के अन्तर से रोगी का १. तापक्रम, २. नाड़ी की चाल, ३. 
साँस की दशा, ४, पाखाना और ९. पेशाव की जानकारी मालूम करे 
पत्ती है और सव बातों को एक कागज पर लिखते जायें है। इस काम 
के लिए हम एक नकशा तेयार कर सकते हैं जिसमें सब बातों को 
नोट कर लिया जाये | इस चाट में बुखार, नाड़ी, साँस, दस्त, पेशाब 
रत्यादि सब बातों की दशायें लिखने के लिए खाने बना लेने चाहिए 
ह पूरा नक़शा महीने भर के लिए पर्यात होगा | नकशे में सबसे ऊपर 
महीने मर के दिन लिखने चाहिए । प्रत्येक दन के नीचे छ: छू खाने 
रखने चाहिए जिनमें चार चार घंटे के अन्तर से समय बनाये जायें। 
थर्मामीटर लगाना--एक थर्मामीयर को ध्यान से देखिये। नीचे 
पारे की घुस्डी है। इसके ऊपर शीशे की नली में एक बहुत बारीक 
लकीर सी है | इसके अन्दर पारा चढ़ जाता है या उतर आता है । 
यदि बुखार होता है तों पारा ऊपर चढ़ता है और यदि कमज़ोरी होती 
है तो पारा नीचे उतर आता है। थर्मामीयर के ऊपर चिन्ह बने हैं 
और अंकों में डिग्रियाँ भी लिखी हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम ६८.४ 
डिग्री होता है। यदि उससे अधिक तापक्रम है तो समझ; लीजिये 
कि बुखार है। कम होने की दशा में रोगी को बहुत कमज़ोरी होती है। 
थर्मामीयर का पारा यदि ऊपर चढ़ा हुआ है तो उस को हाथ 
की उँगलियों से इस प्रकार पकड़ों कि घुएडी नीचे रहे और धीरे धीरे 
हाथ को झटके दो | पारा नीच उतर जायेगा। अब थर्मामीटर की 
घुण्डी को रोगी के मह में जीम के नीच या बगल में दबा दो। बढ़े 
आदमियों के मह का तापक्रम लेना अच्छा होता है। बच्चों की 
बगल का तापक्रम लेना चाहिये; नहीं तो डर है कि. कहीं थर्मामीटर 
की घुण्डी को दाँतों से न तोड़ डालें। बगल का तापक्रम लेने से 
पहिले उसका पसीना भी प्रकार पोंछु डालो । 
थर्मामीटर को एक मिनट से लेकर दा मिनट तक लगाओ | फिर 


अध्यापक ओर स्वास्थ्य विज्ञान १६१ 
उसे सावधानी से निकाल कर वापक्रम पढ़ लो | अब उसे अपने चाट 
पर लिखों | यह काम इस प्रकार किया जाता है। 

मान तीजिये कि १६४ तारीख को दिन के दस बजे थर्मामीयर 
लगाया है और उस समय तापक्रम ६६.४ डिग्री है तो चाट के ऊपर 
वह खाना देखिये जिसमें १€ तारीख लिखी है | अब उसके नीचे दिन 
के १० बजे वाला खाना देखिये | चाट में ऊपर से नीचे डिग्रियाँ लिखी 
हैं। यहाँ ६६.४ डिग्री वाली लाइन ढँढो | जहाँ पर समय को सीधी 
लकीर और तापक्रम की आड़ी लकीर एक दूसरे को काटे उस जगह 
एक बिन्दु (०) या गुणे का चिह्न (४) बना दीजिये | आप ने 
तापक्रम नोट कर लिया | 

विभिन्न समयों में तापक्रम नोंट करने से जो विभिन्न चिह्न (८) 
मिलें उनको आपस में लकीर से जोड़ दोजिये। इस प्रकार आपका 
ग्राफ तैयार हो जायगा | इससे आप रोगी के बुखार का घटना या 


बढ़ना मालूम कर सकते हैं कि क्रिस समय बुखार घटा और किस, 


समय बढ़ा | 


नाड़ी देखना--चाट में नीचे से ऊपर की ओर खाने में ६०: 


से लेकर १४० तक गिनती लिखी हुई है। हमको नाड़ी में यह देखना 
होता है कि एक मिनट में कितनी बार नाड़ी की चाल्न होती है । 
देखने की रीति यह है कि रोगी के हाथ की कलाई पर अंगूठे की ओर 
अपने हाथ के बीच की तीन उँगलियाँ रखिये | देखिये कि नाड़ी की 
गति मालूम होती है । अब एक घड़ी लेकर यह मालूम करो कि एक 
मिनट में कितनी बार नाड़ी चलती है| जितनी बार नाड़ी की चाल 


हो उसको बुखार की तरह नकशे में नोट कर लो । विभिन्न समय में 


जो नाड़ी की चालों के चिह्ठ बन उनको लकीरों से मिला दो। इस 
तरह नाड़ी का ग्राफ तैयार हो जायगा | 
साँस की चाल देखना--साँस की चाल को तुम रोगी के पेठ, 


हि60 0 


१६२ शिक्षा-शास्त्र 


मु 
सीना और नथुनों को ध्यान से देखकर बता सकते हो । बड़ी लेकर 
थह देखो कि एक मिनट में रोगी कितनी बार साँस लेता है। समय के 
अनुसार जितनी साँस की चाल हो उसको चार“ में दिखला दो और 
साँस की चाल का एक आफ़ तैयार कर लो | नकशे में १० से लेकर 
७० तक की गिनती दी हुई है । 

पाखाना-पेशाब--रोगी को जिस समय पाखाना या पेशाब 
हो, चाट में उस समय के नीचे केवल (७८) का चिह्न बना देना 
चाहिये । 

रोगी के कमरे की उचित देख भाल--रोगी के कमरे की उचित 
देख भाल रखना ओर वहाँ रोगी के आराम का ध्यान रखना, यह 
रोगी की सेवा का सबसे पहिला कतव्य है] इसलिए उचित यह है 
कि यह आप जान लें कि कोन सी बातें ऐसी हैं जिनसे रोगी के कमरे 
'की अच्छी तरह देख भाल हो सकती है। 

१--रोगी का कमरा जो तुमने चुना है वह ऐसा हो जैसा कि 
पहिले बताया जा चुका है। काफ़ी बड़ा, खूब प्रकाशयुक्त और सड़क 
से दूर हो, हवा का अच्छी तरह प्रबन्ध हो, इत्यादि । 

२--रोगी के कमरे में शोर गुल कदापि न करना चाहिये। 
रोगी को शान्ति अच्छी लगती है; ओर उसे शीघ्र स्वस्थ्य होने में 
सहायता देती है। 

३--रोगी के सामने अधिक बाते न करनी चाहिये। यदि रोगी 
बाते करना चाहे तो इतनी बात मत करो कि रोगी थक जाय | किसी- 
किसी बीमारी में रोंगी का बातें करना हानिकारक होता है।: 

४--रोगी के सामने निराशापूर्ण बातें न करनी चाहिये | जो 
वात हों प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली हों । 

५--रोगी का कमरा अत्यन्त साफ रहे। गनन्‍्दगी न होने पावे। 
सिलफची हर समय मोजूद रहे | यदि रोगी कुछ्ला करे या हाथ धोये 


अध्यापक ओर स्वास्थ्य विज्ञान . शृ६३ 


तो पानी फश पर न गिरे बह्कि सिलफची में गिरँँ। इसी प्रकार रोगी 
धूकता हैं तो उगलदान में थूके जिसमें पहिले ही से फिनायल पड़ा हो। 
रोगी को के, दस्त, पाख़ाना-पेशाब सुरक्षित बतनों में कराये जायें 
ओर तुरन्त कमरे से हटा दिये जाय । 

<--रोगी के कमरे में मक्खियाँ, मच्छुर, पिस्पू, मकड़ी इत्यादि न 
होनी चाहिये। मक्खियाँ विशेष रूप से वहुत गन्दगी फैलाती हैं। और 
रोग को बढ़ाती हैं | 

७--कमरे में कुछ फूलों के गुलदस्ते ओर अच्छे चित्र हों तो 
अच्छा है। इससे रोगी के स्वास्थ्य पर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है। 

८>-रोगी के कमरे में दवाइयों की शीशियाँ, दवा पीने का गिलास, 
खाने पीने की चीज़ें, थर्मामीटर, आफ चाट, इत्यादि सव उचित स्थान 
पर रक्खे हों। दवा खिलाने, खाना खिलाने, बुखार नापने, नाड़ी की 
गति मालूम करने इत्यादि के समय नियत हों | सब वस्तुएँ नियत समय 
पर तैयार हों | ऐसा न हो कि आवश्यकता पड़ने पर हर चीज़ के लिए 
दौड़ भाग मचे | 

६--सेवा करने वाले को चाहिये कि रोगी के पास हर समय्‌ 
मेलने वालों को न आने दे | डाक्टर जिस समय आज्ञा दें और 
जितनी देर के लिये कहें उसी के अनुसार मिलने वाले आये | 

खड़े होने और बैठने की रीतियाँ--अध्यापक को यह मी: 
मालूम होने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी के खड़े होने और बैठ कर 
लिखने पढ़ने की रीतियाँ क्‍या है। कुछ लड़कों की कमर भुकी 
होती है| शरीर ढीला ढाला रहता है। चाल भद्दी होती है। उसका 
कारण यह है कि जो वचपन से गलत तरीके से उठ्ते-वैठते हैं। उनके 
शरीर को वनावट खराब हो जाती है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है 
जिसका अथ यह है कि यदि नन्‍हीं सी शाख अगर ठेढ़ी हो जाय तो पूरा 
वृक्ष टेढ़ा हो जाता है। यही हाल मनुष्य का है! यदि शुरू में बच्चे 

१४ 


श्ध्ड शिक्षा-शास्त्र 


को सही तरीके से खड़ा होने ओर बैठने का तरीका न बताया जाय तो 
उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर बहुत खराब पड़ता है। बचपन में 
बच्चे का शरीर नरम होता है ओर उसके शारीरिक भायों को जैसा 
स्वभाव डाला जाय बसे ही स्वभाव पड़ जायेगा ! 





 आक. 
हुआ कर 


ः जल [इस जे लए) च्भ् 
के बच्चा सीधा खड़ा हो, सर 


आल ड्दा हा, टाड 
का ल्‍ 
पट छा हि अल्द ग करा दब गे 
ध््‌ की कप 8 है हम 
न २ हल प 23 रही ग््ू 
४ 26 हुई, छाटी आगे 
५, ६ ५) 
। | हे 5 ४ कक यों (०७ ड 4) 
2 को निकली हुई, 
+ 0, 4 
; हक ।६..5 । थ 3 र्क 85 
७० ., हाथ नीचे की 
के 8 8 आन कप 
' 7४ 5, आर ण्ांध ओर 
बा 


/ “५४ घुटने तने हुए, 
क पैर दूररेपैर 

ज़त आगे 
: ४0. का निकला 
हुआ | इस रीति 
४-7 से खड़े होने पर 
शरीर के तमाम अंग अपने उचित स्थान पर होते हैं और किसी अंग 
पर अधिक जोर नहीं पड़ता है। मगर इस अवस्था में अधिक देर तक 
खड़े रहने में तकलीफ होती है | इसलिए शरीर को आगे पीछे गतिशील 
करने के लिए या जो पेर आगे है उसे पीछे करने से ओर जो पौछे हे 
उसे आगे करने से यह तकलीफ दूर हो सकती हे । 


े 
, 882 “रथ 


जो बच्चे अपने पैरों के बीच में फासला रखते हैं वह अपने शरीर 
का बोक एक पेर पर डाल देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 
रीढ़या कमर की इड्डी टेढ़ी होने लगती है। पेट आगे को निकलने 
लगता है। तमाम शरीर और विशेषतया सिर एक तरफ़ को झुका 


अध्यापक और स्वास्थ्य वह्ान १६५ 


हू जा का र् आन स्फूतिं के 
रहता है। इस दशा न॑ खड़ झने से ननुष्य के शरीर हे स्फूर्ति ह2 
गोचर नहीं इंती 


$ 
कक / ] 
के कर १ पु 
है पि्धो ॥॥॒ 
2. के! नी] 
+ हक के अ१ ९9 | 
५ है 
है 
+३७, 24 ५ ५5 
डा * नल स् ५ हा हा न | ९ 
६.३ (४४ न डी 
4 न आओ टी था 
हा हे ७७५) + ३ | का रे 
। ह। 
+ ७५५०५ न्‍ हि 4०] ! ५ ५ हक... कह कु 
' है * हर 
|] ४ ३ ह। के | * 
५ “फेपपाहाककलत *ै ष्क् ॥ करन स्कमी 
हि गि॒ है. िरली प्र भुला 
हि + ४] 4६ #$5 
प्‌ न + 
रा मै ; 
। | 
| है पे $ 
५. 6 
|. || 
रु + 
ऋ् रँ ॥ 
। + 
| |; 
| ही 
हा +* हि 
कै. 4३88४ 
है |] | 
+ हि. 5 
हर । ४ अं है ३ 
| हि ॥ %ह 
| 
| हा ही 
| + 
|] |] 
् 
१ आक ८ $ 
ह। रु |] 
४ ड 
पक 
और. ब्य ६.५० जे, शी] 
खा ०४ 
ज्न 
है. 


बच्चों को चाहिये कि वह उचित रीति से खड़े होना लोखें वह चलरें 
फिरने नें शरोर को तना हुआ रक्‍खे। ऐसा करने से उनको रीढ़ 5 
इड्डी सोधी रहेगी ओर साँत लेने वाले अंगों को हाने नहीं पहुँतेण ' 
तथा शरीर में स्फूर्ति दिखाई देगी। 


बच्चों के बैठने की कुर्णी या स्टल उनके कद के अनुसार हों 
नतो बहुत बड़ी हों और न बहुत छोटी। यदि कुर्सी अधिक ऊँ 
होगी तो पैर लग्कते रहेंगे | यदि मेज़ ऊँची होगी तो उचकना पदेग्गा 
ओर शरीर एक ओर को कुक जायगा | यदि मेज और कुर्मों नीच 
होगी तो बच्चे उसके अन्दर फेस जायेंगे। मतलब मेज और कुर्ली का 
उपयुक्त होना आवश्यक है। वन शरीर को बढ़त हानि पहुँच सतत तो है ; 





>> गॉप्रए 
ह्ड्क 
्किः 
की 4 ८ 
फ्णि ७ 
2 ए 
47 ः (५७१ 
3  ] कक 
कर हि एणि 
(0९ अमनममाकन, 
फि 67 'ए 
पं फह 
फ्रिपएट 5 
र; + सा 
्ि पक 
फ्र दि स्ि 
६० +55 ८ मी 
|40.4 शूट ए 
फ् फ 
० 6 मन 
की फिि 
जा हि “लि ७ 
हट 
मर हि 
बैंए बीए 
0" 7 27 90 
9 70 0 
कली 
का जि 
! की जउऊ५ 
नक प्छि हि 4 





मं प। ,कटिश29/7 





न ं रा मं | 
दही ४० 
ब- कम छा प 


घट 77% श्न न्ज 


स्टेज, 3. 


अध्यापक और स्वास्थ्य विज्ञान १६७ 


यदि बच्चा जल्दी जल्दी अपनी अवस्था बदल रहा है तो इसका 
यह मतलब है कि बह आराम से बैठा नहीं | आराम से उसी समय बैठा. 
जा सकता है जब कि उचित, रीति सेबैठा जाय | घड़ को बहुत भ्रुका ने 
और गदन को दवाने से शरीर के सांस लेने वाले अँगोों को हानि पहुँ- 
चती है | अगर बच्चों को अधिक देर तक बैठकर कोई बात सुनना 
है तो पीठ को कुर्सी का सहारा देना चाहिये । 





लिखते समय कुर्सी ओर मेज को तीन दशात्रों में रखा जा रकता 
है | कर्सी या तो मेज के किनारे से जरा अलग हो या बह .वलकुल 
मेज के बराबर हो या फिर उसका कुछ भाग मेज्‌ के नोचे हों। लिखने 
के लिए, सबसे अच्छी दशा यह है कि कुर्सी का कुछ भाग मेज के 
नीचे हो | इस दशा में बड़ सीधा रह सकता है ओर सामने की 
और कुकने की जरूरत न होगी । 


श्ध्८ | शिक्षा-शास्त्र 





अध्यापक को चाहिये कि वह बच्चों को गलत बैठने न दें । बच्चे 
बैठे एुनते होंया पहनें लिखने में लगे हों तो अध्यापक के लिए आव- 
श्यक है कि बह उनके शरीर की दशा पर ध्यान रक्खे और यदि कोई 
बच्चा गलत बैठा हो तो तुरूत उसको ठोंक दे और ठीक दशा में 
बैठा दे । । ह 





रन 


?-निम्नन्नखित अवसरों पर आप फप्टाए्ड से कैसे सहायता 
» पहुँचा सकते है । 


[कर 


अध्यापक ओर स्वास्थ्य विज्ञान श्ह्द्ट 


के) अमरण करते समय एक लड़के की टाँव में शॉप काट 
लेता है। क्‍ 

खो एक लड़का वेहोश होकर साइकिल से गिर पड़ा है । 

जग) लेबोरेट्री में एक लड़का ८क्र तेजाब की बोतल को अपने 
हाथ पर उद्ेल लेदा है। ( सी० टी० ) 

२-एक चित्र के द्वारा साँस लेन के प्रबन्ध को समम्ाइये 

३--खंज्ञप ने समकाओझो कि सिम्नतिखित बीमसारियाँ किस प्रकार 
फैलती हें:--मोतीकाला, खुन्नाक्‌ ( डिपथीरिया ), मलेरिया, 
प्लेग | 

४-एक प्रारस्मिक चिकित्सा के बक्स से तुम कान कोन सी चोज़े 
रक््खोगे ओर क्यों? “बन्द” या बाँधला क्‍या है बच्द 

धरने में किन किन बातों की सावधानी करोगे ? 


3- “कान का बनावट का दणखुन कीजिये| इस ज्ञान से निम्र- 
लिखित पर अपनी सम्मति प्रकट करो | 
(क) छक लड़के क्‌ कान पर सारना, (ख) एक अध्यापक का 
कक्षा से चोखना 
जहू कहने स तुम कया सतलब ससझात हो कि रोग (क) 
कोठाणु द्वारा फेल्ने वाला हू या (ख) छुस को बामारोी है। 
नञ्नत्विखत रोगों का रोकन के लिए तम कया उपाय करोगे 
प्लेग, मलेरिया, चेचक, तपेद्क | ( एच० टो० ) 
3--साँस लेने के प्रबन्ध का वर्ण न करो। एक ऋत्षा में हवा के 
उचित आने जाने के अबन्ध की क्‍यों आवश्यकता है ९ 
( एल्० दी० ) 


ऊजब्ों हो उचित रीति पर खड़ा होना ओर शैठना सिखाने 


२०० शिक्षा-शात्त्र 


' के लिए अध्यापक कया क्‍या उपाय करेगा ? ऐसा करन: 

क्यों आवश्यक्न है ? 

६--बताओ कि हम क्‍या करोगे ? 

क--यदि एक लड़का बार बार पूछता है कि श्यामपटपर क्‍या 
लिखा हैं 

ख--अगर एक ऐसा लड़का कक्षा में आ जाता है कि जिसके 
चेचक निकली है 

ग--यदि एक लड़का जो पढ़नेमें तेज़ ह आये दिन बीमार रहता है 

घ--निर्धारिद विषयों को पढ़ाने के अतिरिक्त पाठशाला में आर 
कोन से काया का होना तुम आवश्यक समझते हो ? पा5- 
शाला के कुछ ऐसे कार्यो' का वन करो। 


अध्याय ९४ 


बच्चों का संगठन 


बच्चों की शिक्षा के सिलस्लि भें उमको उनकी योग्यता के लिह 
से छॉगना भी अध्यापक के लिए परमावश्यक है। प्राचीन समय 
में गुरु अपने शिष्यों को एक निश्चित आयु में एक विशेष ज्ञान की 
शिक्षा देता था और इसी के साथ साथ उसे भावी जीवन के लिए 
तैयार करता था | यदि उस समय में उसकी शिक्षा एक विशेष योग्यता 
के अनुसार अधरी रह जाती थी तों उसे अध्यापक के पास कुछ दिनों 
और रहना पड़ंता था ओर इस तरह समय वढा कर उसकी शिक्षा 
पूरी की जाती थी अंग्रेज्ञों के समय में नियमानुसार परीक्षाओं की 
प्रथा हुईं ओर शिक्षा के जीवन के कई भाग जैसे लोअर प्राइमरी, 
अपर प्राइमरी, सिक्वेन्ड्री ओर यूनीवर्सिटी कर दिये गये हैं। इसी , के 


साथ साथ विभिन्न भाग को शिक्षा को बिभिन्न कक्षाओं में भी बाँट , 


बच्चों का संगठन ु २०१ 


दिया गया है और यह रीति प्रचलित की गई कि एक कक्षा से दूसरे 
कन्षा में जाने के लिए साल के अन्त में ( प्रायः अग्र लन्‍मई में ) बच्च 
की वार्षिक परीक्षा ली जाब ओर उसमें यदि वह सफल हो जाय तो 
उसको अगली कक्षा में तरक्की दे दी जाय वनः नहीं | 
ग्रजी शासन काल में बच्चों की शिक्षा पर वह ध्यान नहीं दिया 
गया जो देना चाहिये था | शिक्षा काल में इस बात का तो बिलकुल 
ध्यान ही न रखा गया कि कोन सा बच्चां किस काम के योग्य है| 
सभी बच्चों को एक ही सी शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया चाहे कोई 
बच्चा उस शिक्षा से लाभ उठा सके अथवा न उठा सके इती का परिणाम 
यह था कि बहुत से बच्च अपनी शिक्षा को बीच में से छोड़ देते थे 
बहुत कम ऐसे विद्यार्थी कि जो पूरी शिक्षा प्राम कर सकते थे । 
इस समय में सहायक स्कूलों के अतिरिक्त ठेकनिकल आर आट 
के स्कूल होते अवश्य थे। मगर राज्य को उससे मतलब नहीं था कि 
कोन से लड़देः उनमें प्रवेश करते हैं| यह प्राय: बच्च के माँ बाप पर 
निर्भर होता था कि वह अपने बच्चों को केसी शिक्षा दिलाये। शिक्षा 
दिलाना या न दिलाना भी माँ बाप पर ही निर्भर होता था | अनिवाय 
शिक्षा या तो थी नहीं और यदि थीं भी ती बहुत ही कम | इन रूब 
वातों का परिणाम यह था कि हमरे देश की शिक्षा की अवस्था बहत 
खराब थी | शिद्षा के लिहाज से बच्चों की अनुचित शिक्षा के उरख 
देश में निरक्षस्ता का राज्य था । 
पर्चा ई--हमारो शिक्षा में अब तक परीक्षाओं का एक विशेष 
महत्त्व रहा हैं। एक वष की पढ़ाई छ& बाद परीक्षा के लिये जाने का 
उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी की योग्यता का छझालुमान हो जाय 
ओर उसे अगली कक्षा में भेजने के विषय में अनुमान लगायें। देखने 
में तो यह परीक्षाएँ अत्यन्त आवश्यक और लामभप्रद प्रतीत होती हैं और 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इनके बिना इशक्षा प्रबन्ध का स्थिर 


३6 


रहना कठिन है जिसका कारण यह है कि हमारे पाद विद्यार्थी के 


हा 


न शिक्षा-शास्त्र 


ज्ञान की योग्यला मायने और उनको तरक्की देकर ऊँची कक्षा में 
पहुँचाने के लिये कोई न कोई साधन अवश्य होना चाहिये। परन्तु 
शोक ! परीक्षाएं हमारे शिक्षा प्रबन्ध के लिए एक कंठक बन गईं हैं। 
नकही वजह से श्रव्यापक यह समझने लगता है कि बस मेरा काम 
यह है कि पाठ्य विपय को एक बष के अन्दर रुसाप्त करा देना और 
विद्यार्थी बह समझता है कि बस मेरा काम यह है के जिस प्रकार हो 
गये परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक लिख आना अर्थात्‌ शिक्षा 
का अठली उद्दश्य समाप्त हो जाता है और शिक्षा पृस्तकीय ज्ञान- 
मात्र रह जाती है | दूसरा दोष यह है कि वष के अन्त में विद्यार्यी 
का अधिकतर मय परीक्षा की तैयारी में व्यतीत होता है! उसको 
किसी और बात का होश ही नहीं रहता। वह पिछले वर्षों के पर्चे 
इल करने ओर अपनी परीक्षा के लिए. ऐिर्डले प्चे में प्रश्नों की तरह 
के प्रश्न हल करने में तमय व्यतीत करता है। इस तरह उततके शिक्षा 
का बहुत बड़ा भाग बेकार नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
परीक्षा में पास होना न होना कभी कभी केबल संयोगवश पर हीं 
अवलम्बित होता है। प्राय: विद्यार्थी अनुमान कर लेते हैं कि अमुक 
अमुक प्रश्न प्चे में आयेंगे ओर भाग्यवश वह आ जाते हैं तो 
वह लड़के पास हो जाते हैं | इसके प्रतिकूल जो लड़के साल 
भर परिश्रम तो बहुत करते हैं मगर दुर्भाग्य से उन बातों 
पर अधिक ध्यान नहीं देते जो प्चें में पूछी गई हैं, वह या तो 
बुरे नम्बरों से उत्तीण होते हैं या अनुत्तीण होते हैं! इसके अतिरिक्त 
यह भी होता है कि कई विद्यार्थी परीक्षा के समय बवीसार पढ़ जाते 
हैं और वह परीक्षा न दे सकने के कारण उत्तीण नहीं हो मकते | 
तात्यय यह कि परीक्षा एक ऐसा प्रयोग है जो शिक्षा के उद्देश्य को 
पीछे ढकेल देता है और विद्यार्थी को पुस्तक रठने और अपने साग्य 
पर उसे आशा लगाने के लिए अधिक आइष्ट करता है, जा शिक्षा- 
मेद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध है । 


बर््ञा का सगठन २०३ 


सके अतेर्क्ति परीक्षाओं की एक बहुत बड़ी खेरावी यह भी है 


कि परीक्षार्थी के उत्तरों पर नम्बर देना परीक्षक की इच्छा पर निभर 
हैं। एक परैज्षार्थी को परोक्षक अच्छे नम्बर दे सकता हैं और 
दूसरा ररीक्षझ उना इवैक्षार्थों को उसी उत्तर पर कझ नम्बर रे लकता 
है। यही नहीं बरेक एक हों-उत्तर को एक ही परीक्षक दो विभिन्न 
गरयों में जाँच तो विभ्वत्न नम्बर दे सकता है अर्थात्‌ नम्बरों का 
देना परीक्षक पर उसके स्वभाव ओर उस वातावरण पर निर्भर 
होगा! है जिस पर दि उठ समय परीक्षक होता है; इसका परिणाम यह 
हंता है कि कभी कभी अच्छे वद्यार्यो कम नम्बर पाते हैं ओर खराब 
विद्यार्थी अच्छे नम्बर पा जाते हैं। 

एक ओर बात जो परसीक्षाहओं मे खराबी -की है कि परीक्षा के पर्चों 


जिसे प्रश्न हो जाते ६ वह उप पूर नर्धारत पाज्य पर अरझन्वित 
नहीं होते हैं जो विद्यार्थी ने साल भर पड़े हैं। यदि विद्यार्थी का बाद 
किया हुआ भाग परीक्षा मं आ गया तय तो अच्छा हां हुआ नहीं तो 
बुरा । जता कि पहेले वन किया जा चुका है | 


बनमान समय में परीक्षा को अच्छा दश्टे से नहां देखा जाता। 


इल्लिए शिक्षा-शात्तियों का प्रवत्त वह है कि इनको समास करऊे कोई 
ऐसी वि मिक्राली जाए जिससे कि विद्यार्थी की शिक्षा की उन्नते हा 
तदे ! एजतु अब तक कोई एमी रीति ज्ञाग ने हो सफो। इस लिए पशेक्षा 


सःतन दाणा के हात हुए भा शक्षा कावक्रम मे महत्व ूण दवन आह 


आंख जल हम जैक पर ह्म्नू 'अक्काका डक तर" जा के शजय्त कमी प 

5] ३ जु।फ ् बह ६"५३४६॥ छा का हअआीए: है ा एहुआा हे 4 को न६ 

है क 8 ], ज्याक पहल अमन कट न्तन नल 538 लक #क ..भुंक शः ऋण ७ 

शत्ता म॑ परशाय अवश्य हस्मल्लत हे अगर उनका नहता कम हु 
[रन हज कद आप पर कक द्र्प 

गई है। शिक्षा का उददृश्य परी में शचछे नम्बर लाना हों नह 


श्र दर च् २ 4++०«. 
है का, का कपूर... डक + च्त्+ त्ढ दब ्ब्यां क्बक १०० आआ 5 आह अ्मलाकक कक, है... जी ता 
है । इसलिए अब इस बात ही आर वात देवा गा रहा हैं के बच्च 
] पी श्र बंद 
यान स्‍्षृ िनससन5 'अिलकलनलन अलनणन्‍तन 'हाफरल+«क 2भानक+ कुक लय कक का 04780 गुर कसी ६7३४ "कम... 3मकाादुत अहम ध्या 
राल सर तक्ा जा छल नाखदा हइ उसका राह सकता जहापय। बदल 
क ् 

५ चीत कप कि कद हर 

् अल. नानक, हर थ कक हूँ... कामुभा सुख अकमणभ है $७ ५ ६ त्श्ः कप आओ गीग्च  - ७ कर कटनी वलमपुब: कान: आरक नर के 22 
का कक्षा कत्ा झाजयाणश जाद का पतता गाखवा है 5 8, 


ड़ 
५ 434 


२०४ शिक्षा-शात्त्र 
अन्त में एक ऐसी परीक्षा के बाद जिसमें उसकी शिक्षा के सब पहलुओं 
पर प्रकाश पड़ता हो उसको अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाय | 

अब तक हिन्दोस्तानीं फाइनल परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा और 
इन्टरमीडिए2 परीक्षा यह तीन परीक्षाय पब्लिक परीक्षा कहलाती थीं, 
मगर भव उनको कम करके केवल एक परीक्षा पब्लिक रकखी जायगी | 
जो बारहवीं कक्षा के बाद अर्थात्‌ हायर सेकन्ड्री स्कूल की पढ़ाई के 
बाद होगी | कुछ वर्षों तक. पहले दो परीक्षायें भी होंगी लेकिन यह 

च्हिक होंगी, चाहे परीक्षार्थी इन परीक्षाओं मे सम्मिलित हो अथवा न हो | 

अलुशासच--( >8509776 ) अब हम एक ऐसे विपय 
की ओर ध्यान देते हैं जा बच्चे के शिक्षा काल की मानों जान 
है | इमारा मतलब अनुशासन से हैं| इस विषय की ओर ध्यान 
बहुत आवश्यक हे क्योंकि यदि अध्यापक अपने बच्चों में अनुशासन 
उत्पन्न न कर सकेगा तो उसका परिश्रम बिलकुल व्यथ जायगा | 
'डस्पिलिन अंग्रजी शब्द है, इसका अथ अनुशासन, नियंत्रण है, लेकिन 
जिस मतलब को प्रकट करने के लिए यह शब्द प्रयोग होता है शायद 
उस मतलब के प्रकट करने के लिए. हमारी :भाषा में कोई शब्द अब 
तक नहीं हं ढा गया है| डिस्पिलिन का अथ यह है कि जो काम किया 
जाय वह नियमानुसार कानून के अनुसार किया जाय। बढ़े लोग 
( चाहे वह माता पिता हों या अध्यापक या अफसर हों ) जो आजा दें 
वह बिना संकोच के, बिना किसी आलोचना के ओर बिना परिणाम सोचे 
तुरन्त पालित की जाय | यही नहीं बल्कि अपने सब कामों में अपना वर्ताव 
ऐसा रबखा जाय कि किसी को उंगली उठाने की आवश्यकता न हो | 

स्कूल में बच्चों में अनुशासन का स्वभाव डालना इस लिए आवश- 
यक है कि उनका यही स्वभाव उनके भावी जीवन में काम देता है 
जब कि उनको संसार में सफल्न जीवन व्यतीत करना होता है जो बच्चे 
अपने शिक्षा काल में अनुशासन के अमभ्यासी नहीं होते उनका भावी जीवन 
असफल रहता है| अब प्रश्न यह है कि बच्चों मे शनुशारान के अर्थ क्या 


वच्चों का संगठन २०३ 


बच्चों के अनुशासन को हम चार भागों में बॉँठ सकते हैं। १--घर 
पर अनुशासन, २--स्कूल में अनुशासन, ३--कक्ष। में अनुशासन और 
४ --खेल के मैदान में अनुशासन | घर पर अनुशासन का उत्तरदायित्व 
अधिकतर माता-पिता पर आता है बच्चों का दिन मर का कायक्रम 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तों पर बनाना और उसका पालन कराना, उनको 
बुरे कामों से रोकना, अच्छा स्रभाव डालना, समय का पालन सीखना, 
यह सब सौखना अच्छे अनुशासन का प्राण है और इनका संबंध 
अपरोक्ष-रूप से माता पिता से है। यह अवश्य है कि अध्यापक इस 
सिलसिले में माता पिता की सहायता कर सकते हैं लेकिन अच्छे 
परिणाम उसी समय प्रामत हो सकते है कि जब अध्यापकों और माता 
पिता के कामों ओर उनकी बातों में सम्बन्ध हो । 
स्कूल नें अनुशासन का सम्बन्ध प्रधान अध्यापक ओर अव्यापक 
दोनों से है । जैसा प्रधान अध्यापक होगा वेखा ही उसके स्कूल का. अनु- 
शासन होगा । यदि प्रधान अध्यापक अनुशासन का खरुख्ती के साथ 
पालन करता है तो उपके स्कूच के सब अध्यापकों में स्वयं अनुशासन 
उत्पन्न होगा और वह अपने विद्यार्थियों में भी अनुशाटन उत्पन्न करेगे । 
जैसे यदि हेंडमास्टर समग्र पर स्कूल आता हैं और समय पर स्कूल से 
घर जाता है तो सभी अध्यायक्न समय पर स्कूल आयगे और समय 
पर स्कूल ते जायेंगे तथा यही वात वह अपने विद्याथियों से चाहेंगे । 
इसके प्रतिकूल जो प्रधान अध्यापक स्वयं त। समय का उनचत पालन 
नहीं करता वह अपने अध्यापकों से ज््स बात की आशा नहां कर 
सकता कि ससय का पालन करेंगे। इसी प्रद्धार वह अध्यापक जो 
समय का पालन नहीं करते हैं वह अपने विद्या्थिदों को समय का 
पालन नहीं लिखा सकते। 
स्कूल में समय पर पहुँचना, हाजिरी के समय कक्षा में उपस्थित 
रहना, एक कक्षा से दृतरा कक्षा में जान के लिए शोर न करना और 


8] 
गा ७० आग जो मूहँचि 


एक लाइन बना कर चलना, याखाना पेश:व करने आोर पानी पीने के 


हक 
२०६ शिहा-शा। हट 


लिए इन्टरवल की प्रतीक्षा करना, कूड़ा कक कूड़े की ठोझरियों वः 
बाल्टियों ये फेकना, सफाई का ध्यान रखना, अपना शरीर और का 
ग'फ रखना, आपस से भाई चारा उत्पन्न करना, स्कूल से प्रेम करना, 
देश सेवा करणा--बह सब बात स्कूल के अनुशासन से सम्बन्ध रखत। 

ओर इनका उत्तरदायित्व स्कूल के प्रधान अध्यापक और उ5: 
सहायक अध्यापकों पर होता है। इसोलिए प्रधान अध्यापक के 
में एक यह बड़ा कत्तव्य नी है कि वह अपने स्कूल का अनुशासन अच्दः 
खखे | 7स काम ; लए सकल आरम्भ होने से पहिले रूव विद्यार्थियों द 
एक स्थ,न पर एफन्र करके कभी कसी उपकों उपदेश के रूप थे छु 
कहना, अबदा कभी उनके शारीरिक ओर ऋपड़ों की रुफाई का निर्सक्षएण 
करना बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुआ है | हस अवछर पर विद्यार्थी अप 
शासन ने खड़े होने, वात छुनने फिर अपनी कक्ष! में सुप्घाप लाइन बम 
कर जाने के पाठ भी सीख लेते 

इसके अपतरेक्त स्कूल मे अतुशासत की देखभाल के लिए बच्चा 

थियों में से 7786४8०58$४8 या बढ़े मानींदर वा देना भा लानपग्रद 


हि न 9, टप 


प्रमाणित हुआ है | यह लड़के उन लड़कों पर दृष्टि रखते हैं जो शरारत 
करते हैं या बुरी आदतें अपना लेते हैं और इस तरह स्कूल का दिस 


हर 
लिन खराब करते हैं। #78ई65५5 का उचरदायित्व अधिकतर इन्ट 
खेल मं या खेक्न के मेदान में होता है श्रीर यही लड़के स्कूल के बाहर 
अपने स्कूल के विद्याथियों की बातों को देखते रहते हैं कि कहीं वह 
ऐसे काम तो नहीं करते जिनसे उनके स्कूल की बदनामी हो | 
यदि किसी स्कूल का डिस्पि:लन खराब है तो शुरू-शुरू में हेड- 
मास्टर की बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं और उसको 
डिस्पिलिन निभाने के लिए अपने सहायक्र अध्यापकों की सहायता 
की अत्यन्त आवश्यकता हो सकती है। अतएव यह हो सकता 
ह कि प्रधान अध्यापक अपने राहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगा 
दे कि वे स्कूल शुरू होने के पहिले और स्कूल समाप्त होने के बाद 


बच्चों का संगठन २०७ 


अनुशासन के साथ स्कूल के पैदान में खेलने, कक्षा के अन्दर प्रवेश 
करने आर उद्ञाओं ४ बाइर . नेकलने आर स्कूल से बाहर जाने के 
नियमों पर ध्यान दे | यह छ्य टी शुरू-शुरू न॑ मास्थर को अप्रिय हो 
सकती है लेकिन आशा है फ्ि स्कूल के अनुशासन के लिए इसको 
खुशी के साथ स्वीकार करगे ; 

अनुशासन स्थापत रखने के लए प्रधान अव्यापक को अपनी 
आज्ञाओं को दृढ़ता के गाथ पालन कराना चाहिये ओर कोई विद्यार्थी 
उनऊ» विरुद्ध करता पकड़ा जाये तों उम्कों यू ही न छोड़ दिये 
जाय | इसीलिए दह देखन के 'लये के उसको आज्ञा का पालन हो 
रहा है या नहीं उठका पूर सकल हा दोरा ऋरते रहना चाहइये | इन 
दारां म॑ं वह वद्यार्थों के अनुशाइन + अ्रतेरिक्त सकल के अप्पा पदों औ- 
दुरूए माकरो के छोर; आओ उनके अनुशासन पर सी ध्यान रख सकेगा | 

कझज्षा म॑ तु उन >कक्षा ने अनुशासन का पूरा-पूरा सम्बर 
आपतपक से ६ । लड़के बना शोर अ' खट्पट कये चुफ्चाय कक्षा 
मं ग्रेश कर | पुस्तक प्नछड ह' अन्दर रखकर तुरन्त ससक प्र झा 
घट की कितावें खोल और एम दबाव क. बिना प्रतीक्षा किये हुए :क 
मास्टर साहय कमरे मे आये अपने कार में' लग जायें ओ* जब 


मास्टर पाहव कमर ने आय ता चुकचाप उसने आदर के जि: खड़ 
कर हज को 2 अप ली कल हज व्या प्रश्न ५, 
हो जाय ओर फिर बंठ जाये । पा, यान ले छुने | भरने एूछुन 


हों तो पहले, हाथ उद्रझऋर आज्ञा ले ओर आजा जन पर बात 
पूछे। मास्टर लाहय के प्रश्न शा उत्तर सन्यता से दें | सास्दर नाइब 
के साथ अन्म्यता से न पेश हों ओर न उनको बातों को बुरा साने 
ओर जब घर्टा समाप्त हो जाय तो चुपचाप उठकर एक लाइन में 
चले श्रोर दूधरे कमरे में पहुँच जाये वा वहां बहुत शपन्त्र से बैदे 
रहें और दूसरे घण्टे की पुस्तक निकालकर काम में लग जायें | 

यह सब बातें कक्षा के अनुशासन से सम्बन्ध रखो है और 
सब परोक्षरूप से अध्यापक की योग्यता पर निभर हाफ [ 


/74 


र्ण्द शिक्षा-शास्त्र 


अध्यापक प्रवीण होते हैं उनको अनुशासन स्थापित करने में कोई 
परेशानी उठानी नहीं पड़ती | वह स्वयं घण्टा शुरू होते ही कमरे 
मे आ जाते हैं और तुरन्त काम शुरू कर देते हैं। वह अपने 
विद्यार्थियों को पूरे घरेटे संलग्न रखते हैं ताकि वह इधर उघर की 
बातों में न लग जायेँ। वह बच्चों की मनोदृत्तियों से पूर्ण परिचित होते 
हैं ओर वह जानते हैं कि बच्चे किन अबसरों पर शोर करते हैं और 
उनको क्‍यों और किस तरह से रोका जाय। वह अपने पाठ को 
अत्यन्त दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं ओर बच्चों की प्राकृतिक-शक्तियाँ 
जैसे जिज्ञासा और कोतूहल से पग-पग पर सहायता लेते रहते हैं | 
उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है। वह स्वच्छुताप्रिय होते हैं । 
उनके कपड़े साफ होते हैं। वह न सिगरठ पीते हैं न पान खाते हैं। 
वह बेहूदा बातों से बचते हैं। सब बच्चों से एक पिता की तरह प्रेम 
करते हैं ओर इस तरह एक आदश श्रध्यापक बनते हैं। 

इन सब बातों का प्रभाव विद्याथियों पर सचेत रूप से संकेत 
(8722०8%07) के द्वारा पड़ता रहता है और कक्षा का अनुशासन 
अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। * 

खेल के मैदान में अनुशासन--नयह स्कूल के अनुशासन से कोई 
बिलकुल ही अलग-थलग विषय नहीं है। बल्कि उसी का एक अँग 
हे। खेल के मैदान में जो अनुशासन होता है उससे पूरे स्कूल के 
अनुशासन पर प्रकाश पड़ता है। यह अनुशासन एक बहुत बड़ी 
सीमा तक खेल के अध्यापक (38॥788 $980)७7') पर भी निर्भर 
होता है । इसीलिए, प्रधान अध्यापक को चाहिये कि उसी अध्यापक 
को खल का निरीक्षक बनाये जो वास्तव में उसके लिए योग्य हो | 

दृए्ड और पुरुकार--वच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्राय: ऐसे 
अवसर आते हैं कि जब हमें इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि 
उनको कोई सजा या दश्ड दिया जाय ताकि वह अपना पाठ याद 
करें या बुरी आदतों को छोड़ दें या अनुशासन के बिरुद्ध कोई बात न 


बच्चों का संगठन २०६ 


॥ै 
करें| इसी प्रकार इस बात की भी आवश्यकता होती है कि जो विद्यार्थी 
अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यसन अपनाते हैं ओर डिस्पिलिन का 
कठोरता के साथ पालन करते हैं, उनका साहस बढ़ाने के लिये उनको 
कोई पुरस्कार दिया जाय । अध्यापक को दश्ड और पुरस्कार के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह उनको उचित 
अवसरों पर प्रयोग कर सके | 

जब बच्चे को कोई दण्ड दिया जाता है तो उससे उसको 

शारीरिक कष्ट होता है। हमें मालूम है कि हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों 
में सबसे प्रबल प्रत्नत्ति ("७०06709ए) यह है कि हम तकलीफ से बचे 
रहें। जितना अधिक कष्ट होगा उतना ही अधिक्र उससे हम बचने 
का य्यास करंगे। और एक वात से हमको एक बार कष्ट मिलता 
है तो उससे फिर भयभीत रहते हैं ओर उसके विचार आते ही काँप 
उठते हैं। अतएव जब बच्चों को दर्ड' दिया जाता हैं तो वह दुबारा 
दण्ड पाने के नाम से डरने लगते हैं। वह समझने लगते हैं कि दण्ड 
से बचने के लिए अच्छा यही है कि अध्यापक या माता-पिताकी इच्छा- 
नुसार कार्य किया जाय अर्थात्‌ दर्ड का भय उनको काम करने की 
और आक्ृष्ट करता है। 

यही दशा पुरस्कार में होती है। जब बच्चे को किसी अच्छे काम 
के करने म॑ पुरस्कार दिया जाता है तो उसको प्रसन्नता होती है 
ओर वह इस प्रसन्नता को दुबारा प्राप्त करने के लिये और अधिक 
परिश्रम करता है ताकि उसे दुबारा पुरस्कार मिले। 

अब प्रश्न यह है कि दर्ड श्रोर पुरस्कार का स्थान शिक्षा में 
क्या है ? प्राचीन काल में अध्यापक बच्चों कों बुरी तरह मारते-पीटते 
थे और डणडे के जोर से पाठ याद कराते थे या बुरी आदतें छुड़ाने 
का प्रयास करते थे लेकिन मनोविज्ञान ने हमको बता दिया है कि 
यह रीति बिलकुल ग़लत है| बच्चे को अगर हर समय मार खाने का 
डर रहेगा तो उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ दबी रहेंगी ओर उनको कभी 

श्ड > 


२१० शिक्षा-शास्त्र - 


उमरने का अवसर न मिलेगा और इस तरह उसकी शिक्षा अधूरी रह 
जायगी । इसी तरह यदि उसे तनिक तनिक सी बात पर पुरस्कार 
दिया जाय तो वह केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए. पढ़ेगा वर्ना 
नहीं | इस प्रकार इस दशा में भी उसकी शिक्षा अपू्ण होगी । 

शिक्षा-शाह्नियों का विचार है कि बच्चों को दण्ड' देना तो चाहिये 
मग़र कम | वह अवसर के लिहाज से भी कड़ा या नरम दण्ड हो 
और ऐसा हो कि बच्चा दए्ड मिलने पर लज्जा का अनुभव करे ओर 
फिर भविष्य में वैसा न करे जिस पर उसको दण्ड मिला था | 

बच्चे को बँत से मारना या कान या सर पर थप्पड़ मारने को 
जिसको अ्रंग्रजी में ( (/०790'8] ?प्रण5॥79797४ ) कहते हैं 
आजकल बिलकुल ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता । इसी कारण से 
हमारे प्रान्त में इस प्रकार का दण्ड देना कानून के विरुद्ध अपराध 
नियुक्त किया गया है। बच्चे को, हृदयहीनता से मारने पर उसके 
शरीर के किसी भाग को हानि पहुँच सकती है या हड्डी में चोट 
आरा सकती है और इसके अतिरिंक्त बच्चे पिट्ते-पिटते नि्लज्ज बन 
जाते हैं अर्थात्‌ यह कि मार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ! 
यद्दी नहीं मारने पीयने से उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ निर्जीव हो सकती 
हूँ। तात्यय यह कि मारने से उनके भावी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ सकता है जिससे उनको बचाना अध्यापक का कत्तव्य है। 

दण्ड देने की रीतियाँ परिस्थिति के अनु सार विभिन्न होनी आवश्यक 
हैं।एक बच्चा जा पहली बार अपराध करता है उसका दश्ड उस 
बच्चे के दर्ड से मित्र होगा जो अपराध को कई बार कर चुका है। 
इसके अतिरिक्त दरड बच्चे के अपराध पर भी निभर होगा अर्थात्‌ 
छोटे अपराध पर थोड़ा दर॒ड ओर बड़े अपराध पर बड़ा दण्ड मिलेगा। 
बंच पर खड़ा करना, कक्षा के आखीर में खड़ा करना, स्कूल के बाद 
बच्चे को रोक लेना ओर उसको कुछ लिखने पढ़ने का काम देकर 
उसी समय समाप्त करना, कक्षा से निकाल देना, स्कूल की (78798) 


बच्चों का संगठन २११ 


परेड में उस लड़के का नाम लेना और सब लड़कों के सामने उसे 
लज्जित करना, “काली किताब” ( ऐसी किताब ज़िस्में बुरे लड़कों 
या अवराध करने वाले लड़कों के नाम लिखे जाते हैं ) पर नाम लिख 
ज्ञेना, झौर गारे स्कून में बुमाना, माता-पिता के पार शिक्राबर का पत्र 
भसैजना, चर पर काम करने के लिए देना, इत्यादि कुछ ऐसे दर्ड हैं जो 
बच्चों को दिये जा सकते हैं। लेकिन जैना कि बताया जा चुका है एक 
ही दण्ड को बार बार देने से उसका उद्देश्य मूत्र हो जाता है। इसलिए 
आवश्यकता इस वात की है कि दरएढ जहाँ तक हो रूके कम दिया 
जाय ओर दणइ दने से परढेले अध्यापक्र यह भली प्रकार सोच ले वह 
कहाँ तक बच्चे की सजा का उत्तरदायी है। 


पुरस्कार से बच्चे ओपभा काम अधिक परिश्रम से करते लगते हैं । 
उनकी अपने के ऊंचा समझने की शक्ति ( 867 कछडउ८7०४ं०7 ) 
' भल्री प्रकार काम करने लगती है और वह अ.घक सफज्ञता के साथ 
शिक्षा प्राप्त करने लगता है। मगर पुरस्कार भी दश्ड को तरह जितने 
कम दिये जाये अच्छा है ओर केशल अ्रघिकारी पात्र को हो दये जायें। 
परेड ( +?७7'७प७ ) पर किसी लड़के की प्रशंता कर देना, उसके 
संरक्षक से उसके विषय में दः शब्द कह देना, वार्षिक जल्षसों में प्रथम 
अंश प्राप्त करने वाले लड़कों ओर अच्छा डिस्लिन रखने वाले 
लड़के को पुस्तक श्प्यादे के पुरस्कार देना, यह कुछ पुरस्कार के स्वरूप 
हैं। इसके अतिररेक्त सार्टीफिकेट देना भी लासप्रद है। बहिक पुस्तकों 
आदि की अपेक्षा सार्योफिकठों के पुरकार बच्चे के लिए आधेक 
उपयोगी हैं । 


भरने 


१-..अब तक विद्याियों का विभाजन किस प्रकार क्रिया गया 
क्रय ् र चल का बन अल कक 
था ? हमारे प्रान्त की नई शिक्षा सें इस विभाजन ने चेया 


र्श्र शिक्षा शास्त्र 


. परिवतंन किये गये हैं ? आप इन्हें पसन्‍्द करते हैं अथवा 
रन ्‌ कक 
नहीं ? सकारण वर्णन कीजिये | 


२-नई शिक्षा में बारहवीं शिक्षा के बाद एक पब्लिक परीक्षा पर 


जोर दिया गया है | इससे क्‍या लाभ होगा ? 

औ--कहते हैं “वर्तमान परीक्षाएँ एक भार हैं? आप इससे कहाँ 
तक सहमत हैं ! 

४-क्या वर्तमान परीक्षाओं के बजाय कोई और रीति-आप 
बता सकते हूँ जिसके द्वारा विद्यार्थी के शिक्षा प्रहण की 
परीक्षा हो जाय ? ' 

३-आप अनुशासन से क्या तात्प्रथ' सममते हैं ? यह विद्यार्थी 
के लिए क्यों आवश्यक है ?॒ 

*-“ अगर किसी स्कूल की शिक्षा की अवस्था का पता लगाना 


ध 
|; 
( 


/' 


| 
! 
ः 
; 
। 
! 
| 


+ 


। 


ह। 


चाहो तो वहाँ के अनुशासन को देख लो” आप इस सिद्धान्त - 


कहाँ तक सहमत हैं ? 

छ “किन-किन बातों से अध्यापक अपनी कक्षा में अनुशासन 
स्थापित कर सकता है ओर उसको स्थायी रख सकता है ? 
विस्तृत रूप से वर्णन कीजिये। 

+लेडूके स्कूल में अनुशासन स्थापित करने और स्थायी रखने 
भें किस प्रकार अध्यापक की सहायता कर सकते हैं ? 

-दए्ड का प्रभाव बच्चों पर क्‍या पड़ता है ? कड़ा दण्ड देने 
की बुराइयाँ क्‍या हैं ? 

१०--एक ही किस्म की सजायें बच्चों को देना क्‍यों ठीक नहीं है ? 

११-- दरड ओर पुरस्कार” पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये 
ओर बताइये कि उनसे शिक्षा में कहाँ तक सहायता ली जा 
सकती है। ह 


